भारत में उर्वरक उद्योग के विपणन की समस्याएं एवं समाधान 
इफको के विशेष सन्दर्भ में 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वाणिज्य विषय की 
डी0 फिल्‌० उपाधि हेतु प्रस्तुत 


शोध - प्रबन्ध 





निर्देशक शोधकर्ता 
डॉ० एच० के० सिंह राजीव नयन सिंह 
वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग एम०कामि० 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
इलाहाबाद 
2002 


त्याग्‌, तपस्या तथा 
व्‌त्सल्य कौ प्रतिमूर्ति 
पूज्य मम्मी-पणाण को 
श्रद्धा एवं स्नेह सहित....... 


उध्याय 


अध्याय 


उध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


उअध्याय 


अध्याय 


रन परक+४ 5५4 ९साधल७#शतरपातइममकामभाइन कक, उरारंयकपरेससं नेक पवन काापफाकामनद इक, 


है 


अनुक्रमणिका 


प्राक्कथन 

भूमिका 

उर्वरक उद्योग 

इफको का परिचय 

भारत में सहकारी विपणन की 
प्रगति एवं वर्तमान स्थिति 
उर्वरक उद्योग का विपणन 
इफको का उत्पादन एवं विपणन 
निष्कर्ष 

स्त्रोत 


सन्दर्भ सूची 


॥-वा 


]- ]6 


] 7- 42 


43- 9] 


92 - 440 


4]-83 


84-23] 


232-253 


254-256 


257-273 


प्राक्कयन 


इफको अपने उत्पादों का विपणन मात्र सहकारी तंत्र के मध्यम 
से करती है, ताकि उसके उत्पाद देश के दूर-दराज स्थिति इलाकों में तो 
पहुँचे ही, साथ डी साथ सहकारी तंत्र भी मजबूत हो। विपणन क्षेत्र में 
इफकों ने अपने तमाम पिछले कीर्तिमानों को तोड़कर नए कीर्तिमान 
बनायें हैं। वर्ष 999-2000 के दौरान इफको ने 35.05 लाख टन के 
यूरिया की बिक्री के अपने पिछले रिकार्ड को पीछे छोड़ते हुए 36.03 लाख 
टन यूरिया की बिक्री की, जो कि अब तक की सर्वाधिक कुल बिक्री है। 
इफको की विपणन नीति तय करते समय उपभोक्ताओं अर्थात्‌ किसानों की 
आवश्यकताओं को प्रमुखता प्रदान की गई है जो विशाल सहकारी तंत्र के 
माध्यम से उत्तम किस्म के उर्वरकों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करती 
है। वर्ष 996 में इफको के विपणन प्रभाग को उर्वरकों के विपणन, 
सहकारिता को मजबूती प्रदान करने और किसान एवं ग्रामीण सम्रुदाय को 
विशिष्ट सेवाओं के लिए आई एस ओ 9002 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। 

मैंने अपने शोध-प्रबन्ध में भूमिका, उर्वरक उद्योग, इफको का 
परियय, भारत में सहकारी विपणन की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति, उर्वरक 
उद्योग का विपणन, इफको का उत्पादन एवं विपणन तथा निष्कर्ष सहित 
कुल सात अध्यायों का समावेश किया है। 

में सर्वप्रथम अपने शोध निर्देशक मृदुभाषी डॉ०0 एच0०के0 सिंह, 
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
के प्रति अत्यन्त आभारी छू जिनके अमूल्य निर्देशन, स्नेहशीलता, सहयोग 
एवं प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही मैं अपने इस शोध कार्य को पूर्ण कर 


सका। 





मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो० के० 
एम0 शर्मा का विशेष रूप से आभारी हूँ ,जिन्होंने शोधकार्य शीघ्र सम्पन्न 
करने हेतु मेरा हमेशा उत्साह वर्द्धन किया। 

में प्रो० रवेन्दु राय, डॉ0 असीम मुखर्जी, डॉ० प्रदीप जैन, डॉ० 
मूल मोतीहार, डॉ0 अजय सिंघल, डॉ0 अन्जनी कुमार मालवीय, डॉ० ए० 
ए0० सिद्दकी, डॉ०0 आर0० के0 सिंह, डॉ0० राधेश्याम सिंह, वाणिज्य एवं 
व्यवसाय प्रशान । विभाग का आशभारी हूँ ,जिन्होंने सदैव अपने आशीर्वचनों 
से अभिसिंचित कर मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 

में अपने प्रेरणा खोत पूज्यनीय माता एवं पिता जी के ओऔ चरणों 
में अपना कोटिशः प्रणाम अर्पित करता दूँ , जिनके आशिर्वीद से मैं यह 
महान कार्य पूर्ण कर सका। 

में डॉ0 मीरा सिंह, प्रवक्‍ता (वाणिज्य) का विशेष आभारी हूँ , 
जिन्होंने समय-समय पर मुझे अपने बहुमुल्य सुझाव एवं अनुभवों के 
माध्यम से सहयोग प्रदान किया। 

में आदरणीय अग्रज श्री सतीश कुमार सिंह, अध्यापक विज्ञान 
एव गणित का विशेष रूप से आभारी हूँ ,जिन्होंने मेरे शोध कार्य के 
सन्दर्भ में अपना अमूल्य समय एवं सह प्रदान कर सहायता की है। 

में अपने अनुज दिग्विजय सिंढ़ का सस्‍स्नेह आशभारी हूँ, जिन्होंने 
पत्रकारिता के क्षेत्र में होने के कारण मेरी लेखनी को स़ुरूचि पूर्ण बनाया। 

मैं सुशी शुचि दुबे, केड ड्ॉन्जीनियर, कोवीस्पेन का आभारी हूँ, 
जिन्होंने अपना कीमती समय व सहयोग प्रदान किया। 

मैं अपने शोध सहपाठी राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं शशि भूषण 
मिश्र का विशेष आभारी हाँ , साथ-साथ प्रमोद उपाध्याय, राजेश कुमार 


सिंह, पंकज पाण्डेय, भूपेन्द्र बहादुर तिवारी, हरिबंश, सुशी नीलिमा 





| 


श्रीवास्तव, वत्सला मिश्रा, मृदुला मिश्रा का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमेशा 
सहयोग प्रदान कर सहायता की है। 

मैं आभारी हूँ. महाप्रबन्धक इफको का जिनके निर्देशानुसार मुझे 
डइफको के प्रत्येक विभाग से सहयोग मिला। 

मैं आभारी हूँ अपने परिवार के अन्य सदस्यों एवं रिश्तेदारों का 
जिन्होंने समय-समय मेरा उत्साह ग्र्द्दधन किया। 

अन्त में मैं सीता कम्प्यूटर एकेडमी के निदेशक श्री बी0 डी० 
मिश्रा एवं प्रदीप कुमार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शोध प्रबन्ध को सुन्दर 


दंग से व समय पर मुद्रित करने का कार्य किया। 


_. 


दिनांक -- ०) !2. । 96०१ (राजीव नयन सिंह) 
स्थान :- इलाहाबाद वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


रयम॒ अध्याय 


भूमिका 


भारत-जैसे देश, जहां की अधिकांश जनता कृषि पर आश्रित है, 
के लिए खाद और उर्वरकों का महत्व अवर्णनीय हैं।आज के युग में जबकि 
जनसंख्या बढ़ते जाने के कारण भूमि बहुत सीमित रह गई है, अम-प्रधान 
खेती करना अनिवार्य हो गया है। उर्वरकों का प्रयोग भी अनिवार्य हो गया 
है, क्योंकि अनन्तकाल तक कोई भी मिट्ठी चाहे वह कितनी ही उपजाऊ हो 
अच्छी उपज नहीं दे सकती, यदि उसे समय पर उपयुक्त खाद एवं उर्वरक 
न दिये जायें। 

मिट्ठी पौधे के भोजन का भण्डार है। भिन्न-भिन्न वनस्पतियाँ मिद्दी 
से भिन्न-भिन्न तत्व लेती हैं तथा कुछ तत्व छोड़ भी जाती हैं, इसलिए 
निरन्तर एक ही प्रकार की वनस्पति एक क्षेत्र में उगाने से यहाँ की मिट्टी 
कुछ विशेष तत्वों से सर्वथा हीन हो जाती है। इन तत्वों में से कुछ तो मिट्दी 
से, कुछ वायु से, कुछ कीड़ों से तथा कुछ वनस्पतियों से प्राप्त हो जाते है। 
कुछ तत्वों की प्राप्ति दूसरी फसलों के उगाने अर्थात्‌ शस्‍्यावर्तन (नि0ाध्रा०ा 
० (८0.05) से हो सकती हैं, किन्तु इन सब प्राकृतिक साधनों से मिट्ठी के 
नष्ट हो गये तत्वों का पूर्णतया संभरण नहीं हो पाता, अतः कृत्रिम खाद 
देना जरूरी होता है। मिट्ठी में बाहर से मिलाये गये पदार्थों को “खाद”? 
अथवा “उर्वरक” कहते है। 

पौधों को उगने-बढ़ने के लिए मिट्ठी से अनेक तत्व जैसे 
नाइट्रोजन, पोटॉश, फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होते है। भूमि में इनका संभरण 
बनाए रखने के लिए खाद दी जाती है। 

भारत एक कृषि-प्रधान देश है, अतः यहाँ खाद की बड़ी माँग 


रहती है। भारतीय मिट्डियों में नाइट्रोजज की बहुत कमी है, इसलिए 





नाइट्रोजन वाली खाद की माँग अन्य प्रकार की खारदों की अपेक्षा कहीं 
ज्यादा है। नाइट्रोजन वाले मुख्य उर्वरक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम 
नाइट्रेड यूरिया इत्यादि है। 

भारत सरकार ने अक्टूबर सन्‌ 95व7 में अमोनियम सल्फेट 
बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना बिहार प्रान्त के “सिन्द्रीः नामक स्थान 
पर स्थापित किया। इस कारखाने का जाम “सिन्द्री फर्दालाइजर एण्ड 
केमिकल्स लिमिटेड” (9॥07 5 ७567 ४१0 (8७॥॥08।| | [0.) हैं। आलोचकों 
का मत था कि देश में अमोनियम सल्फेट खाद की आवश्यकता नहीं है 
और इसे सफेद हाथी कह कर खिल्ली उड़ाई गई थी; किन्तु ये आशंकाएँ 
निर्मूल सिद्ध हुई। उत्तरोत्तर इसकी खपत बढ़ रही है। सिन्द्री का कारखाना 
बहुत जल्दी ही अपनी पूरी क्षमता के लगभग बराबर उत्पादन करने लग 
गया | 

देश में स्थापित उर्वरक कारखानों पर अब तक लगभग व3 
हजार करोड़ रूपये अनुमानित लागत हो गया है। तथा उर्वरक कारखानों 
के स्थापित होने से इस समय देश में चल रहे कारखानों का कुल उत्पादन 
2000-0] में 52.5 लाख टन था। 

संयुक्त रूप से योजनाओं पर कार्य का दायित्व जोखिम भरा तो 
है लेकिन बेहतर संसाधन जुटाने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण कदम उठाने ही 
होंगे ताकी देश में बढ़ती हुयी उर्वरकों की मांग की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण 
उन्‍नतिशील कदम सिद्ध हो सके। जार्डन की एक उर्वरक योजना को संयुक्त 
रूप से कार्य सम्पादित कर जो मेसर्स स्पाईस (75 5970) और जार्डन 
फॉस्फेट कम्पनी लिमिटेड द्वारा 2.24 लाख था। फॉस्फोरिक एसिड का 
उत्पादन किया गया जिसे 7-5-997 को स्थापित किया गया था। 


२९८०/६४२73800 द्वारा प्रस्तावित संयुक्त योजना के प्रस्ताव पर 





यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की करेन्‍सी में $ 69 मिलियन पूँजी इन्वेस्ट 
करने की मंजूरी 7-2-97 को दी गयी। इस योजना का उद्देश्य ओमान 
((08)५) की तेल कम्पनी के साथ पार्टनरशिप में विश्व स्तरीय उर्वरक 
काम्पलेक्स ओमान में स्थापित करना था जिसकी उत्पादन क्षमता 4.52 
लाख टन यूरिया, और 3.30 लाख टन मरचेन्ट अमोनिया प्रतिवर्ष की है। 
यह संयुक्त उत्तरदायी कम्पनी जिसका नाम ओमान इन्डिया फर्टिलाइजर 
कम्पनी (0५7९0) है, 8-2-॥ 988 को पंजीकृत की गयी थी। इस 
योजना पर अनुमानित लागत ए $ & ]06 मिलियन होना है तथा इसको 
वर्ष 2004। तक चालू डोना था। 

भारत सरकार/इफको/कुृभको और इरान की सरकार/कासिम फ्री 
एरिया अथारिटी (00ए 0०0व्ात्वा / (प4ञ। 766 363 2५०ा9 ((१५०४)) के 
मध्य एक संयुक्त उत्तरदायी भागीदारों स्टैन्डर्ड अमोनिया/ यूरिया प्लान्ट 
(१४५५ में स्थापित करने हेतु अनुमान किया गया। जो अब योजना को 
कार्यरूप देने के लिए वित्त व्यवस्था की सम्भवनाओं पर आगे बढ़ रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त 5800 और चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स 
((7(7,) दुबई (यूनाइटेड अरब अमीरात) और मोरक्को में उर्वरक संयंत्र 
स्थापित करने हेतु कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 

एफ. सी. आई. (४ ०.) और एच. एफ. सी. (8%#( ) की कमजोर 
अर्थव्यवस्था के बावजूद (| की सिनन्‍्द्री, रामागुन्डम, तलचेर और ।7-( की 
बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप इकाइयों में उत्पादन कार्य 4997-98 के 
मध्य चालू किया गया। २६ 406.49 (२६ 263 ]5 करोड +(/॥ को तथा 443.34 
करेड़ 706 को) राशि तत्काल मदद के रूप में बिमार कम्पनियों को 
अतिरिक्त नगद राशि के रूप में उपलब्ध कराया गया था। 


पी डी आई एल (शा, ने पुर्नजीवन के लिए एक विशेष 





अनुदान राशि देने हेतु प्रस्तावित किया था जिसे सरकार ने 29.4.97 को 
स्वीकृति प्रदान किया तथा 3॥7ने भी .7.4997 को स्वीकृति किया। 
इस विशेष मद को सभी प्रकार की सहायता। कन्सेशन के रूप में स्थापित 
किया। इस विशेष मदद को सभी प्रकार की सहायता। कन्सेसन के रूप 
में स्थापित करने की योजना को कार्यरूप दिया गया है। पी.डी.आई.एल. 
(7?[)॥ ) की कार्यप्रणाली पूरी तरह सफल हुयी है और कम्पनी की उसकी 
वास्तविक कार्यप्रगति एवं आर्थिक उपलब्धि का रिकार्ड प्राप्ति हुयी है। 

हिन्दुस्तान फर्टलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बरैनी, दुर्गापुर और 
नामरूप) तथा फर्टलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड (सिन्द्री, 
रामाग्ुन्डम और तालचेर) की कार्यरत इकाईयों के पुर्नजीवन हेतु विशेष 
राशि का अनुदान सरकार द्वारा दिया गया है। सरकार ने 97 ( की नाम्ुरा 
इकाई के पुर्नजीवन के लिए २६ 3505-00 करोड़ की अनुमानित लागत का 
प्रस्ताव स्वीकृत किया है। +॥70 एवं 76४]| की अन्य शेष इकाईयों की दशा 
सुधारने के लिए भी वित्तीय व्यवस्था के अध्ययन की सम्भावनाओं पर 
विचार डो रहा है। 

नाम रूप इकाई के पुर्नजीवन विशेष राशि का उपयोग एवं 
विभिन्‍न सहायक सामग्रीयों की व्यवस्था तथा वित्तीय संस्थाओं से टर्म लोन 
द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत करने हेतु, हो रहा है। 

भारत सरकार किसानों को बहुत ही रियायती कीमत पर यूरिया 
की अपूर्ति कर रही है। दश प्रतिशत की मामूली बढ़त, यूरिया की कीमत 
में स्थानीय टैक्‍स को छोड़कर की गयी है। अब यूरिया की कीमत 7२५ 3660 
प्रति टन निर्धारित की गयी है। यूरिया की कीमत में अस्थायी बढ़ोतरी के 
बावजूद पूरे क्षेत्र में सबसे कम है जिससे भारी सब्सीडी का बोझ वहन 


करना पड़ता है। 





कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की गयी एक योजना के अन्तरगत्‌ एक 
विषेश कीमती रियायत भी उपलब्ध करायी गयी है। जो फास्फेटिक और 
पोटैशिक उर्वरकों को नियन्त्रणमुक्त कर दिया गया है। दिनांक .4.97 से 
यह निर्णय लिया गया कि रियायत (८०॥0०65»0०ा) प्राकृतिक योत से प्राप्त 
क्‍787? पर रू. 3000 से रू. 3750 प्रतिटन, आयातित 77387? पर रू. 7500 
से रू. 2250 प्रतिठटन, ](07? पर रू. 7500 से रू. 2000 प्रतिटन, 5$7 
पर रू. 500 से रू. 600 प्रतिटन और इसी अनुपात मे प्राकृतिक श्रोतो 
से प्राप्त मिश्रित उर्वरको पर भी, बढ़ा दिया गया है यह उपाय किसानो के 
उस तीन पौदो पर खाद देने के आशावादी आचरण के लिए, किये गये थे। 

वर्तमान मे यूरिया ही एक मात्र ऐसा उर्वरक है जिसकी उपलब्ध 
_ता सही कीमत, सही वितरण तथा नियन्त्रित स्थिति में पूरे साल उपलब्ध 
॥ रहता है फास्फेटिक उर्वरक के नियंत्रणमुक्त हो जाने से तथा कीमत मे 
विशेष रियायत की वृद्धि तथा माँग में बढ़ोत्तरी के कारण इसकी उपलब्ध 
तता बनाये रखी जाती है। 

हाई पावर फर्टलाइजर प्राइसिंग पालिसी रिव्यु कमेटी (माशा 
70एथश०0एशआरश शांथाए 700५ 7२९८५०ए (८0776) प्रो० सी० एच0 हनुमनन्‍्ता 
राव भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में बनाई गयी ताकी 
वर्तमान यूरिया पर रियायत के तरीके का पुनः अध्ययन किया जाये तथा 
इसके लिए वैज्ञानिक एवं पारदर्शी उपाय सुझायें यह रिपोर्ट 3.4.98 को 
प्रस्तुत की गयी। पसाशी 70ए़थ' (07786 की संस्तुतिओं को कार्यान्वित करने 
के लिए अध्ययन शुरू हुआ। नयी उर्वरक नीति जो कार्यक्षमता, ऊंची श्रेणी 
के उर्वरक उत्पादन के विकाश के लिए उर्वरक उद्योग के लाभ वृद्धि एवं 
सौहादिता को बनाये रखने में है। 

इफको की काण्डला इकाई काण्डला बन्दरगाह जेट्टी से सठे 





काण्डला के पश्चिमी तट पर स्थिति है। यह इकाई [शर/09५४7 मिश्रित 
फास्फेटिक उर्वरक की विभिन्‍न किस्मो (079068) जैसे 'शशर्‌ 29065 0 26 26, 
2 32'6 & 7)9507 27906 8:46 00 7 शा॥।5 ० पे ?,0, ॥0 0 इनके पहचान के 
लिये चार प्रकार की धाराये ०, 3, (', & 7) बराबर क्षमता की है 

शुरू में यह ईकाई अपनी 2 धाराओं ४ और 3 जिसमें समान 
सुविधायों के साथ कार्यरत थी तथा इसकी डिजाइन तथा स्थापना. /5 
[907 ()॥ए९ 0 (8.0 द्वारा 30 करोड़ रूपये के लागत से किया गया था 
एवं उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता व,27,000 '४॥7?,0, निर्धारित की 
गयी थी। यह इकाई (संयत्र) 28.4.74 को चालू की गयी तथा ॥ 
जनवरी 4975 से उत्पादन प्रारम्भ होने की घोषणा की गयी । 

मिश्रित उर्वरकों की मांग में बढ़ोत्तरी होने के कारण उसकी 
उत्पादक क्षमता मे दोगुना बढ़ोत्तरी करने के लिए इसकी अतिरिक्त दोनों 
धाराओं ५ & 7 को भी चालू कर दिया गया थां इसकी स्थापना और 
डिजाइन ता20 इण्डिया द्वारा रू. 28.60 करोड़ की लागत से किया गया 
तथा इसकी उत्पादन क्षमता 4,27,000 ५४7 ?,0, से बढ़कर 2,60,000 
जा 7.0, एश भाषा! हो गयी। (५ & 7) धाराओं का निर्माण अपने निर्धारित 
समय से एक महीने बाद पूरा हुआ । विस्तार इकाई की शुरूआती तिथि 
4 जून 987 थी तथा कमर्शियल उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि 6 
सितम्बर 4987 घोषित की गयी थी। 

साथ ही साथ ॥2/57 ग्रेड उर्वरक का उत्पादन शुरू छो जाने के 
कारण कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,09,00 १(१74 ० ?,0, हो गयी। 

कान्डला फेस 7 'शश«/)057? योजना की संरचना दो अतिरिक्त 
धारायें ४ & ए की स्थापना कर ली गयी ताकि उसी ग्रेड की 'पशर/057 


उर्वरक का उत्पादन आधुनिक दोहरी पाइप रीएक्टर तकनीक का प्रयोग 





करके इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,52,000 |४]९४ ००,0, निर्धारित की 
गयी, इस प्रकार उत्पादन क्षमता की बढ़ोतरी 3,09,000 |४१7० ० 7,0, से 
बढ़कर 5,6,000 ॥(728 0 ?,0, हो गयी | योजना पर वास्तविक लागत रू. 
205.30 करोड़ रूपये की हुयी जबकी बजट में लागत का प्रावधान रू. 
22.20 करोड़ रूपये की थी 

श८/)257 इकाई (संयत्र) के मुख्य सलाहकार १५॥/5 म्ञा॥0प्रथा 
[007 0॥एश८ मुम्बई साथ मे पाइप रीएक्टर तकनीक प्रोसेस लाइसेन्सर (/ 
5 (॥37306 एश्वा05$86 रद्मा06 थे। 5& & ए संयत्र धाराओं का निमार्ण कार्य नि८६ 
'रित समय से 77 दिन बाद पूरा हुया। 5४ & #संयत्न को 40 जून 999, 
9 जुलाई 999 को चालू किया गया तथा कमर्शियल उत्पादन 5 अगस्त 
999 को शुरू करने की घोषणा की गयी । 

॥/5 शत, सभी सम्बन्धित आफसाइट सुविधार्यों जैसे बलल्‍कस्टोरेज, 
बैगिंग प्लान्ट एक्सपेन्शन, फास, एसिड और फिउल आयल टैंकोा आदि के 
निमार्ण कराने के मुख्य सलाहकार थे। 

देश मे योजनाबद्ध विकास के पाँच दशको में उर्वरकों के उत्पादन 
मे काफी बढ़ोतरी हुई हैं अब भारत की गिनती विश्व में नाइट्रोजनयुक्त 
उर्वरको का उत्पादन करने वाले तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप मे होती 
है देश मे 63 बड़ी उर्वरक इकाईयां हैं, जिनमें नाइट्रोजन और फॉस्फेटयुक्त 
उर्वरको के साथ-साथ कई अन्य उर्वरकों का भी उत्पादन हो रहा है। इनर्मे 
से 38 इकाईयां यूरिया का उत्पादन करती हैं, जब कि नौ इकाइयो मे 
उप-उत्पाद के रूप मे अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसके अलावा, 
अन्य उर्वरक इकाईयां सिगल सुपर फोस्फेट का उत्पादन कर रही हैं। 

खाद्याननो के क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना समय का 


तकाजा है जिससे तेजी बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आश्यकताओ को पूरा 





किया जा सके। उर्वरक उद्योग ने इस गंभीर चुनौती को स्वीकार करते हुए 
बड़े पैमाने पर उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य बनाया। इसी क्रम में इडियन 
फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड अस्तित्व में आई इफको के 
नाम से सुविख्यात इस सहकारी संस्था की स्थापना 3 नवम्बर, 967 को 
एक बहुएकक सहकारी समिति के रूप में हुई थी। अल्प समय में प्रगति 
का एक लग्बा रास्ता तय करने के बाद आज इफतको देश मेँ उर्वरको का 
उत्पादन और विपणन करने वाली सबसे बडी संस्था है इसकी प्राधिकृत 
पूंजी 4000 करोड़ रू है और 35973 सहकारी समितिया इसकी सदस्य 
है। इफको 22 राज्यों और 2 संघ क्षेत्रों में अपने उत्पादों- एन पी के, 
डी ए पी और यूरिया का विपणन करती है। समिति ने 967-68 में 6 
लाख रूपये की इक्विटी पूँजी से अपना कारोबार आरंभ किया था जो 
बढ़कर अब 47.72 करोड़ रूपये हो गई है। इफको ने अपनी कलोल, 
आंवला और फूलपुर इकाईयों का एक के बाद एक विस्तार करके, उर्वरक 
उत्पादन के क्षेत्र मे विश्व की सबसे बड़ी संस्था बनने का स्वर्णिम स्वप्न 
साकार कर लिया है। कांडला विस्तार परियोजना में भी निर्धारित कार्यक्रम 
से पहले उत्पादन आरंभ हो गया । 
देश में उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका 
निभा रहा है। वर्ष 2000-0व के दौरान मात्र इफको ने ही कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन में नाइट्रोजीनस उर्वरको का ॥7 प्रतिशत और फॉस्फेटिक उर्वरकों 
का 47.7 प्रतिशत योगदान किया। इफको के, गुजरात में कलोल और 
काडला तथा उत्तर प्रदेश में फूलपुर और आंवला में चार संयंत्र हेैं। 
अपने विकास और किसानों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के 
अलावा, इफको ने राष्ट्र के कल्याण के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना 


में अपना सहयोग दिया है। कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको), 





जोकि सहकारी क्षेत्र में यूरिया की दूसरी प्रमुख उत्पादक संस्था है, की 
इक्विटी में इफको की 20.46 प्रतिशत (97 करोड़ रू0) की भागीदारी है। 
कृभको के हजीरा संयंत्र की यूरिया की वार्षिक उत्पादन क्षमता ॥4.52 
लाख टन है। इफको ने गोदावरी फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स लिमिटेड 
(जी0एफ0०सी0०0एल0०0) काकीनाडा की इक्विटठी में 23.2 प्रतिशत (7.97 
करोड़ रू.) का अशंदान किया है। इफको, संयुक्‍त उद्यम इंडस्ट्रीस किमीक्यू 
डू सिनेगल (आई.सी.एस) जो सिनेगल में फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन 
करता है, में भी भागीदार कै। इफको ने इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई. पी. 
एल.), महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म लिमिटेड 
(कोआपट्ूर) और नेशनल फिल्म एंड फाइन आर्टस कोआपरेटिव लिमिटेड 
(नक्फाक) की इक्विटी में भी अंशदान किया है। 

अपने देश में छोटे एवं मध्यम किसानों को कृषि विपणन से 
महसूस होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विचार व्यक्त किया 
गया कि सहकारिता ही एक मात्र साधन है जो इससे छुटकारा दिला सकती 
है। सहकारी विपणन समितियों के निर्माण से विक्रेता वर्ग की सौदा करने 
की शविति में वृद्धि हो जाती है और कृषक को मण्डियों में प्रचलित बहुत 
सी अनुचित बुराइयों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही अधिक 
मात्रा में संसाधनों के होने से गोदाम, परिवहन आदि सुविधाओं की 
उपलबधता एवं विपणन प्राप्त करना आसान हो जाता है। के०0 आर० 
कुलकर्णी के अनुसार उत्पादकों का सहकारी संगठन उत्पादन के छोटे 
आकार से होन वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वयं सहायता का 
एक प्रयास है। इसका संगठन सुदृक व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार 
व्यापार का संचालन करने के लिए किया जाता है। स्वतंत्र रूप से और एक 


दूसरे की प्रतिस्पर्द्धां में बेचने के स्थान पर सहकारी कम्पनियों द्वारा किसान 





अपनी विक्रय-शक्ति को संगठित करते हैं, अपनी सौदागिरी की शक्ति में 
सुधार करते हैं तथा अपने साधनों को इक्ट्टा करते हैं। 

हमारे देश में सहकारी विपणन का आरम्भ 4942 में 7904 
के सहकारिता अधिनियम को संशोधित करके किया गया, क्योंकि 904 
का सहकार समिति अधिनियम केवल साख तक ही सीमित था। केन्‍्द्री 
बैंकिग जाँच समिति ने 4930 में अपना यह विचार व्यक्त किया कि- 
“साख सहकारतिा पर अभी बल जारी है और इसे स्वीकार नहीं किया गया 
कि ग्रामीण साख से संगठित विपणन का प्रश्न अधिक रष्ट्रीय महत्व का 
है। रेयत की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करना महत्वपूर्ण कै, लेकिन वह 
इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस बीमारी का उपचार करना जिससे 
ऋणग्रस्तता बढ़ती हैं।”? 

भारत में 942 के सहकारता अधिनियम को विपणन समितियों 
के विकास के लिए ही संशोधित किया गया था। सबसे पहली विपणन 
समिति की स्थापना अपने देश में 943 में कुम्बाकोनम कृषि समिति के 
नाम से हुई यह समिति अपने सदस्यों को बीज, खाद तथा यंत्रों की पूर्ति 
करती थी तथा उनकी उपज का विपणन करती थी। इसके पश्चात्‌ कई 
सहकारी विपणन समितियाँ विभिन्‍न स्थानों पर चालू की गयी, जैसे- 
।9व१8 में कर्नाटक में रूई विक्रय सोसाइटी, 930 में दक्षिण गुजरात में 
सहकार रूई विपणन संघ, 4930-37 में उत्तर प्रदेश में घी और गन्‍ना 
सोसाइटी आदि। अनुभव और व्यापारिक ज्ञान के आभाव तथा दोषपूर्ण 
संगठन के कारण बहुत सी. समितियाँ कुछ समय बाद समाप्त हो गर्यीं, 
लेकिन इनसे अनुकूल प्रभावित होने वाला वर्ण इसे किसी न किसी रूप 
में चलाता रहा। 


सहकारी विपणन समितियों के विकास के लिये काफी बड़ा क्षेत्र 





0 


उपलब्ध है। सर्वप्रथम, उच्चतर खेती (8७0० धिए्रं72) वित्त और विपणन के 
समायोजन की आवश्यकता है। आज यह प्रयास किया जा रहा कि ऐसी 
समितियां कायम की जाएं जो इन तीनों सेवाओं को एक साथ उपलबध 
कराएं | 

दूसरे, विपणन समितियों को कृषि वस्तुओं के विधायन-कार्य को 
भी करना चाहिए। बहुत-सी वस्तुओं का यदि विक्रय से पहले विधायन कर 
लिया जाए, तो उनको अच्छी कीमतों पर बेचना आसान हो जाता है। रूई 
से बिनौले निकाल कर यदि दबा लिया जाए, तिलहनों ये यदि तेल निकाल 
कर बेचा जाए, पटसन का विधायन कर यदि उसे गाँठों में बांध लिया जाए 
आदि, तो इससे विपणन कार्य सुविधाजनक हो जाता है। 

तीसरे, सहकारी विपणन समितियां अपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप 
में कृषि-उत्पादन बेच सकती हैं (जहां कहीं भी यह सम्भव हो) और इस 
प्रकार ये विचौलियों और उनको दिए जाने वाले कमीशन से मुक्त हो सकती 
है। 

चौथे, सहकारी विपणन समितियों को अपनी वस्तुओं के वर्गीकरण 
(3072) के लिए मजबूर करना चाहढिए। वर्गीकरण से न केवल समितियों 
को अपनी उपज के लिए अच्छी कीमतें प्राप्त करने में सढायता मिलेगी 
बल्कि इनके द्वारा सदर्स्यों को अल उत्पादन की किस्म उन्नत करने मेँ 
भी सहायता मिल सकती है। 

पांचवे, सहकारी विपणन समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों तथा मण्डियों 
में अपने गोदाम और भाण्डागार कायम करने के लिए भी सहायता देनी 
चाहिए। यह सरकार द्वारा अनुदान और अर्थसहाय्य (0470 80 5709028) 
देकर भी किया जा सकता है या स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा सस्ती 


वित्त-व्यवस्था द्वारा भी हो सकता है। 


निया सशक्त काका आाशभाभा नाना ५४ अ्रशशा भा भा भा का भा दा आाकााा॥900000 शक ५८ कक शक कक सना भा क॥आ 4 तन क्रक्षा कक 00000 क्र 0७७७५ ७॥७७७७ आभास अकाल लक नल बनता नल ३ बल कम जबा ॥3 बजकर लजलरजअ तक नकल बज जनम व नली नल जबकि 





छठे, सहकारी विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इनमें 
बहुत से ग्राम (यदि हो सके तो एक पूरी तहसील) शामिल कर लेने चाहिएं 
ताकि ये किसानों के माल का अच्छी प्रकार क्रय-विक्रय कर सकें। इस 
प्रकार समिति अपने प्रबन्ध कार्य के लिए योग्य व्यक्तियों को भी लगा 
सकती है। 

सातवें, सहकारी विपणन समितियों के लिए कृषि आदानों अर्थात्‌ 
उर्वरकों, बीजों, कृषि-मशीनरी और औजार, कीटनाशकों आदि के क्रय-विक्रय 
का बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध है। देश में कुल उर्वरक के वितरण का लगभग 
47 प्रतिशत सहकारी विपणन समितियों द्वारा बेचा जाता है। 

अन्तिम, सरकार को जब भी सम्भव एवं अनिवार्य हो, सहकारी 
विपणन समितियों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सरकार ने पहले 
डी खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार (8080०2 78072) चालू कर दिया कै। राजकीय 
व्यापार निगम (ड28 ॥930॥7 ०0790थ2॥0०॥) सरकारी विपणन समितियों से 
सीधे ही खाद्यान्न खरीद सकता है और व्यापार के अन्य मार्गों की उपेक्षा 
कर सकता है। इससे भी विपणन समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन 
मिलेगा | 

भारत सरकार और रिजर्व बैंक के सक्रिय प्रोत्साहन के आ£८ 
गगीन सहकारी विपणन ने महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 
और बिहार में भारी प्रगति की है। महाराष्ट्र औश गुजरात की रूई विक्रय 
समितियाँ अपने सदस्यों के लिए रूई की धुनाई करती हैं और इस प्रकार 
उन्हें काफी लाभ पहुँचाती हैं। उत्तर प्रदेश और बिलार की गन्‍ना विपणन 
समितियाँ अपने सदस्यों के हितों की, चीनी कारखानों के विरूद्ध, रक्षा 
करती हैं और गन्ने की गुणवत्ता को उन्‍नत करने में सहायता करती हैं। 
वे धन राशि अग्रिम (५0५४70०९) के रूप में देती हैं और ग्रार्मो में 





कल्याणकारी क्रियाएं भी चलाती हैं। इसके अतिरिक्त वे कारखानों को 
गन्‍ना उपलब्ध कराती हैं और बीजों तथा उर्वरकों के क्रय के लिए वित्त 
उपलब्ध कराती हैं। महाराष्ट्र में ऐसी समितियां हैं जो तम्बाकू, फलों , 
सब्जियों आदि के विक्रय में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुकी हैं। वे सदर्स्यो को 
उपज कमीशन के आधार पर बेचती हैं, परन्तु कुछ परिस्थितियों में 
उपज का विधायन करती हैं और खादों और बीजों का संभरण करती हैं। 
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अधीन 
सहकारी विपणन और सहकारी उधार के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयास किया गया। चौथी योजना की पूर्वसंध्या पर लगभग 66 प्रतिशत 
कृषि उधार समितियों को विपणन समितियों से सम्बद्ध किया गया। शेष 
34 प्रतिशत उधार समितियों को भी बाद में विपणन समितियों के साथ 
जोड़ दिया गया। 

सहकारी विपणन तन्‍त्र में 6,000 से अधिक प्राथमिक विपणन 
समितियाँ कार्य कर रही थीं जिनमें से 3,500 विशेष वस्तु विपणन 
समितियाँ थीं। जिला स्‍तर पर १60 केन्द्रीय विपणन समितियाँ थीं। 
राज्यीय स्तर पर 29 शीर्ष समितियाँ (587०८ $00००९5) और विपणन 
फेडरेशन (/७८०008 7002080075$) थे। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि 
सहकारी विपणन संघ (रिद्याणा4 43९707प/-व।! (0०-9फशवा7ा०९ (धाग८टाा४ 760- 
2८धा०7- '4गटा)) कार्य कर रहा है। सहकारी विपणन के अतिरिक्त, 
सहकारी विधायन (९0०-०)भा०४९८ [70068»॥82) भी काफी प्रगति कर रहा है। 
सहकारी विपणन समितियों ने 4972-73 में 920 करोड़ रूपए की कृषि 
उपज का क्रय-विक्रय किया परन्तु इसकी मात्रा बढ़कर 4993-94 में 
7,500 करोड़ रूपए हो गई। पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजीरात 


मिलकर सहकारी समितियों द्वारा क्रय-विक्रय की गई कुल उपज के 75 





43 


प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। सहकारी समितियों द्वारा बेची गई कुल 
कृषि-उपज में खाद्यान्नों का भाग 50 प्रतिशत है। सहकारी समितियों को 
रूई और पटसन की वसूली में रूई एवं पठसन निगमों की ओर से अधि 
शक कार्यभाग दिया जा रहा है। सहकारी समितियों ने उर्वरकों और अन्य 
कृषि आदानों, उन्‍नत बीजों, कृषि मशीनरी एवं कीटनाशकों के वितरण में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि रिकार्ड की है। 

उर्वरकों का विपणन भारत के छः लाख गाँवों तक है जो 2007 
के सेन्सस, जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का 
लगभग 65.78 प्रतिशत है। यह विपणन शहरी विपणन से पूर्णतः अलग 
है या शहरी लोगों का विपणन जो कुल जनसंख्या का 25.72 प्रतिशत है 
तथा जिन्हें उर्वरकों से प्रत्यक्ष तौर पर कुछ लेना-देना नहीं है। भारत में 
उर्वरक विपणन का तरीका बनाई गई नितियों से प्रभावित होता है साथ डी 
जो किसानों के आसानी से पहुँच में हो, तथा प्रर्याप्त मात्रा में उचित समय 
पर प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं है कि उर्वरक विपणन को हमेशा एक नई 
आर्थिक एवं वाणिज्यिक अध्ययन की आवश्यकता है, बल्कि वास्तव में 
इसके विशेष स्तर जैसे एक उपयोगी वस्तु, उर्वरकों का विपणन संस्थाओं 
के उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जैसे अन्य दूसरी वस्तुओं का आदान-प्रदान 
होता है। 

वर्तमान समय में सहकारी और संस्थागत एजेन्सियों की कुल 
संख्या 72,000 हैं जो पूरे देश के फुटकर बिक्री केन्द्र के रूप में फैले 
हुये हैं। सभी प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसायटीज का केवल 50 प्रतिशत ही 
उर्वरक विपणन में लगे हैं। 

समिति ने वर्ष 2000-07 के दौरान 35.34 लाख टन यूरिया 


और १7.03 लाख टन एनपीके/डीएपी का उत्पादन करके कुल 52.37 


अधअमकाउभभां कक कममदामतभामराधाराननल भा जान न५बध धन का माकत्रभांा॥ मं भ नाम भनभभ भव नालन चचभभन का भव काका शान ७ ३७ जान ककाा भा पक जव+ सता भका७ ७५ मनल्‍७ आर] भा शाम एक + भा कर१ 5 भा स्का शाा५५5ध ला का दभ+ ० मात काम पान व ा००००१४५तमा ० य पका ताममंगकारभदा ना ह५३९५० अे॥ञ००० नम ाल्‍ भाप का भााभाना- ४2 करा ाशाआ० 5 ताक भाभी ०१३०० नम पान्‍्य॥,नभेभ ३ ऊना काका कस भ कप ४०० आर ाल्‍ ० कााकमना१ ७०००० 9गरर_शम मरा रनकर> भा न४व “जता ७००४३ पक ॥ा भा भप भा > कम पन्ना भ का फाककनिन्कक 





लाख टन उर्वरकों का उत्पादन किया। इस अवधि के दौरान नाइट्रोजन के 
मामले में 00 प्रतिशत और फास्फेट के मामले में 48 प्रतिशत का 
क्षमता उपयोग किया गया। कलोल इकाई जिसमें वर्ष 975 में उत्पादन 
आरंभ छुआ था, में अमोनिया, यूरिया और ड्राई-आइस का उत्पादन करने 
के संयंत्र हैं । इस इकाई ने वर्ष 200-02 में 5.50 लाख टन यूरिया 
का सर्वाधिक रिकार्ड उत्पादन किया, कलोल विस्तार परियोजना को 2 
अगस्त, 4988 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस वर्ष के दौरान 
कलोल इकाई ने 4605 टन द्रव कार्बन-डाइऑक्साइड का भी उत्पादन 
किया । 

फूलपुर इकाई जिसमें वर्ष 98व में वाणिज्यिक्र उत्पादन आरंभ 
हुआ था, ने इस वर्ष 2.65 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन करके एक 
नया रिकार्ड बनाया। इसमें फूलपुर- ॥। जिसमें दिसम्बर, 4997 में 
उत्पादन आरंभ हुआ था, का 8.57 लाख टन का उत्पादन भी शामिल है। 
फूलपुर-।। से उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ फूलपुर इकाई की वार्षिक 
उत्पादन क्षमता 4.95 लाख टन से बढ़कर 2.24 लाख टन यूरिया डो 
गई है। यह विश्व में सबसे बड़ा अमोनिया यूरिया कम्प्लैक्स है, जिसमें 
फीड स्टाक के रूप में नैफ्था का इस्तेमाल किया जाता है। फूलपुर इकाई 
को वर्ष 997-98 के दौरान सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान 
किया गया। आंवला स्थित अमोनिया यूरिया कम्प्लैक्स 4988 में चालू 
किया गया था। तब इसकी संस्थापित उत्पादन क्षमता 7.26 लाख टन 
यूरिया की थी। वर्ष 996 में इसकी क्षमता को दोगुना कर दिया गया 
और तबसे इसमें 7.26 लाख टन यूरिया का अतिरिक्त उत्पादन आरंभ डो 
गया। आंवला-॥। मई, 4997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री इंद्र कुमार 


गुजराल द्वाया यपष्ट्र को समर्पित किया गया। 








आंवला संयंत्र ने वर्ष 999-2000 में 24.02 लाख टन 
यूरिया का उत्पादन किया, जिसमें आंवला-।। द्वाया उत्पादित 8.44 लाख 
टन यूरिया भी शामिल है। इस इकाई ने वर्ष 998-99 में 5.932 कैल 
प्रति मी. टन की वार्षिक न्यूनतम विशिष्ट ऊर्जा खपत का भी रिकार्ड 
बनाया । 

कांडला इकाई भी किसी इकाई से पीछे नहीं रही। इस इकाई ने 
वर्ष 2004-02 में एनपीके/डीएपी का 20.60 लाख टन का सर्वाधिक 
वार्षिक उत्पादन किया, जो कि लगभग 7.93 लाख टन 7?,0, के बराबर 
बैठता है। इकाई की इस शानदार सफलता के परिणामस्वरूप इस इकाई 
को एफ ए आई द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन का पुरस्कार प्रदान किया 
गया। 

इफको द्वारा दिसम्बर, 96 से दिसम्बर, 97 के दौरान तीन बड़ी 
उर्वरक परियोजनाओं को स्थापित करना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक 
रिकार्ड है। 

उर्वस्कों विशेष रूप से यूरिया और डी ए पी की खपत में कमी 
के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000-0व के दौरान देश में एन पी के उर्वरक 
के उपयोग के अनुपात में असंतुलन और बढ़ गया। उर्वरकों की समग्र 
खपत में गिरावट के बावजूद इफको का बिक्री कारोबर बढ़ा और वर्ष 
2000-0व4 के दौरान इफको ने 55.40 लाख टन उर्वरकों की अब तक 


की सर्वाधिक बिक्री की। 


6 





उर्वरक उद्योग 
767[56/ [0॥0980'५ 


हमारे देश की आजादी के बाद खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में 
आत्मनिर्भरता की क्षमता की प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस 
अपलब्धि का कारण उर्वरक उद्योग का तेजी से विकास है। विगत १0 वर्षो 
से उर्वरक उद्योग का विकास 4 प्रतिशत की दर से हो रहा है। जो सकल 
घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। 

भारत में उर्वरक उद्योग के महत्व एवं विकास को तीन प्रमुख 
भागों में बाँठा जा सकता है जो नीचे दिया गया हैः 


4. डरित क्रान्ति के पहले की अवधि (?08४ (९श॥ 7२९५०॥०॥०॥ ?200) 


इस समय का वर्णन 952-53 के युग के रूप में होता है 
जहाँ खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि का विकास हुआ जिसका श्रेय सिंचाई की 
सुविधाओं में विकास माना गया। इस चरण में देश की कुल जनसंख्या का 
लगभग 80 प्रतिशत भाग खेती में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में लगी रहती 
थी। इस अवधि में उर्वरक जो उत्पादित किये जाते थे वे सुपर फास्फेट और 
अमोनियम सलल्‍्फेट थे। सिंचाई की अखसुविधा कृषि को धकक्‍का देती थी। 


2. हरित क्रान्ति की अवधि (०९शा 7२९५०॥॥0० ?श700) 


इस अवधि में सरकार ने खाधान्‍नन उत्पादन के क्षेत्र में देश को 
आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रोग्राम्स बनाये। यह 959-60 के मध्य का 
समय था। यह योजिना उच्च पैदावार देने वाली किस्मों की शोध करना 


तथा इसकी सफलता हेतु फॉस्फोरस नाइट्रोजन तथा पोटेशियम का प्रयोग 


अलनंत्आादोनयान पलपल ननाभननपकना७५ कक 5 ५4३३5 ७३ फपल जज आज न ५१9 पथ नर कब ७०५३३ मा्रशभान्‍न नं थमाधयन्‍ न पोकाभ "व ९७७७ +९७५घकाआज ७१९ +मममज+»३»नमामकभभ ७७७५ ५क्‍०७५ ५५७५३ त्प ७ मन भ पान» ३ वसा १ भभभा+3+९१७५७३५+ भवन मम भ/अभ ५०5३ लाल ७४ भपालाभश७५भ ०३५५ १३५श३नापतकात «५५३०१ ९ मम नमक फममतवक कप प५- परमार भर दाग प (५ सना १०५४४ #भध३ ७ "हम पाा५७७०३७७०५५ ला वेकभन॥० हम 








कराना था। इस चरण में उर्वरक उद्योग एक बृहद रोल करने को प्रयासरत 
रहा और इस प्रकार हमारे अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण एवं 
अन्तरनिद्ठित भाग बन गया। इसी अवधि में उर्वरक उद्योग की नींव भी 
रखीगयी। इफ्को की संरचना का विचार भी 965 में ही कार्य एवं 
मूर्तरूप ले सका। इस अवधि में मुख्य उर्वरक उत्पाद के रूप में अमोनियम 
फास्फेट, कैल्शियम नाइडट्रेट और यूरिया हैं। 


3. हरित क्रान्ति अवधि के बाद का समय 


(5.6: ०7९शा 7२९५०।॥7०॥ ?2700) 


भारत की आबादी के साथ विश्व की जनसंख्या बहुत छी 





खतरनाक एवं तीव्र गति से बढ़ रही है, भारत में सर्वत्र उर्वरक कम्पनियों 
नेअपने उत्पादन क्षमता में तीव्रगामी वृद्धि करने के लिए कार्यरत छो गयी 
ताकि अनेकों महीनों तक उर्वरकों की आपूर्ति ठीक से होती रहे। भारत में 
प्रतिवर्ष उर्वरक की मांग 48 मिलियन टन प्रतिवर्ष बढ़ती है- (फार्टिलाइजर 
एसोसियेशन आफ इण्डिया के अनुसार) 

जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए भारत में खाद्यान्न की आवश्यकता का 
अनुमान लगाया जा सकता है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न 
आपूर्ति कृषि के उत्पादन में वृद्धि करके पूरी की जा सकती है कृषि का 
उत्पादन आधुनिक कृषि निवेशों की सहक्रिया द्वारा डी संभव है जिसमें 
उर्वरक एक महत्वपूर्ण निवेश या आदान है। बिना रासायनिक उर्वरकों के 
अन्य कृषि आदानों यथा खुधरे हुए बीज, सिंचाई एवं तृण नाशरकों का 
प्रयोग प्रभावहीन ही रहता है। अनुमान लगाया गया है कि कृषि उत्पादन 
में वृद्धि का लगभग 70 प्रतिशत भाग उर्वरक का अधिक उपभोग करने 


के कारण होता है। इसके महत्व की पुष्टि इस तथ्य से डोती है कि जहाँ 





48 


(प्रदर्शन फार्मो में) गेहूँ की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 38 विंचटल है जबकि 
राष्ट्रीय औसत उपज मात्र 4 विंचटल प्रति हेक्टेयर ही है। आज हम कृषि 
के परम्परावादी ढाँचे से हटकर आधुनिक प्रविधियों की ओर अग्रसर हो रहे 
हैं, इसलिए नवीनतम खोजों का प्रयोग किया जाना चाहिए । 
देश में योजना बद्ध विकास के चार दशकों में उर्वरकों के 
उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। अब भारत की गिनती विश्व में 
नाइट्रोजन युक्‍त उर्वरकों का उत्पादन करने वाले तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देश 
के रूप में छहोतीहे | देश में 63 बड़ी उर्वरक इकाईयाँ हैं, जिनमें नाइट्रोजन 
और फॉस्फेट युक्‍त उर्वरकों के साथ-साथ कई अन्य उर्वर्कों का भी 
उत्पादन हो यहा है। इनमें 38 इकाईयाँ यूरिया का उत्पादन करती हैं। 
जबकी नौ इकाईयों में उप-उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता 
है। इसके अलावा, अन्य उर्वरक इकाइयां सिंगल सुपर फॉस्फेट का उत्पादन 
कर रही है। 
यद्यपि हजारों वर्ष पूर्व किसानों को यह पता था कि खादों, 
अस्थियों एवं राखों के उपयोग से भूमि की उर्वर्ता में वृद्धि की जा सकती 
हैं, परन्तु यह उन्‍नीसवीं सदी में वैज्ञानिकों को ज्ञात हो पाया कि भूमि की 
उर्वरता को बनाये रखने में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटेशियम (पोटाश) 
जैसे तीन तत्वों की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से नाइट्रोजन को 
उर्वरकों के रूप में दो प्रकार से निर्मित किया जा सकता है। प्रथम विधि. 
॥ के अन्तर्गत इसे यूरिया में परिणित कर दिया जाता है। जिसमें नाट्रोजन 
का अंश 46 प्रतिशत पाया जाता है। परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे 
अमोनिया गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा 82 
प्रतिशत पायी जाती है। इन दोनों ही विधियों में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन 
के साथ संयोजित किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक के निर्माण की सबसे 





9 


सस्ती और आसान विधि प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल उत्पादों पर 
आधारित है जो हाइड्रोजन के प्रमुख खोत हैं। यही कारण की इन पदार्थों 
की किमत में वृद्धि के कारण विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक भी महाँगा होता 
गया है। 

यद्यपि नाइट्रोजन एक सर्वव्यापी पदार्थ हैं परन्तु विश्व में फॉस्फेट 
और पोटाश के भण्डार का वितरण असंयत है। विश्व के फॉस्फेट और 
पोटठाश के भण्डार का वितरण असंयत है। विश्व के फॉस्फेट का दो-तिहाई 
भण्डार केवल दो देशों मोरकक्‍्को और संयुक्‍त राज्य अमेरिका में पाया जाता 
है। इसी प्रकार पोठाश के भण्डार मुख्यतः चार देशों में कनाडा, पूर्व 
सोवियत संघ, जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पाये जाते हैं। भारत 
में पंजाब और बिहार में पोटठाश पाया जाता है। इसलिये विकासशील देशों 
को कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु इसे भारी कीमत पर आयात करना पड़ता 
है तथा किसानों को कम कीमत पर सुलभ बनाने के लिए सरकारी अर्थ 
सहायता की आवश्यकता पड़ती है। 

भारत में हरित क्रान्ति को सफल बनाने में उर्वरकों का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है। सामान्य तौर पर भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन और 
फॉसफोरस की कमी पायी जाती है। मोटे तौर पर देश के उर्वरक उद्योग 
ने पिछले दशक के दौरान तीव्र प्रगति की है। उदाहरणार्थ, देश में वर्ष 
960-67 में केवल 980,000 मीट्रिक टन नाइट्रोजन उर्वरकों का 
उत्पादन होता था जो 980-87 तक बढ़कर 27.64 लाख मीट्रिक टन, 
।99-92 तक 73.5 लाख मीट्रिक टन और 4995-96 तक 87.77 
लाख मीट्रिक टन पहुँच गया। इसी बीच फास्फेट उर्वरक का उत्पादन 
52000 मीट्रिक से बढ़कर वर्ष व980-87] में 8.4। लाख मीट्रिक 


टन,4 990-9व7 में 20.5। लाख मीट्रिक ठन 4995-96 में 20.58 





20 


लाख मीट्रिक टन पहुँच गया । 
देश में कुल 39 उर्वरक कम्पनियाँ हैं जिनम 35 सार्वजानिक, 
०० निर्जी एवं 5 सहकारी क्षोत्रों में हैं। इसके अलावा 33 रासायनिक 
इकाइयाँ ( 23 सार्वजनिक क्षेत्र, 6 संयुक्त क्षेत्र एवं 4 सहकारी क्षेत्र) हैं। 
भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग की मात्रा जहाँ 950-57 
में मात्र आधा कि०ग्रा०0 थी वह वर्ष 987-88 में बढ़कर व3.4 
कि0०ग्रा० पहुँच गयी। किन्तु अभी भी यह विकसित देशों की तुलना में 
बहुत कम है। 
भारत में उर्वरकों का उत्पादन, आयात एवं उपभोग (हजार मीट्रिक टन) 


960-6]]| 4970-7] |980-8]| 4990-9]| 4995-96 | 997-98 


9044 









2758 


2567 


भारत 4952-53 में अपने उर्वरकों के आन्तरिक उत्पादन का 


45.5 प्रतिशत भाग आयात करता था। वर्ष 4987-88 में यह मात्रा 
घटकर 23 प्रतिशतरह गयी। वर्ष 99व-92 में देश में उर्वरकों का कुल 
उत्पादन 40 मिलियन मीट्रिक टन था। जबकि कुल उपभोग १3.76 
मिलियन मीट्रिक ठन था। अतः देश को 27.46 लाख टन उर्वर्कों का 
आयात विदेशों से करना पड़ा। उर्वरकों के कुल संभरण में आयात का 
प्रतिशत अंशदान 20 प्रतिशत है। इससे देश में उर्वरकों के बढ़ते उत्पादन 
की ओर संकेत मिलता है। 

नाइट्रोजन की उत्पादन क्षमता वर्ष 95-52 में महज 85 


हजार टन से बढ़कर 3३१4 मार्च 4998 को 404.98 लाख टन और 








24 


फॉसफेट युक्‍त उर्वरक इसी अवधि के दौरान 63 हजार टन से बढ़कर 7?,0; 
के 29.5 लाख टन हो गयी। 95-52 नाईट्रोजन के 6000 टन तथा 
?,0, के 7000 टन का अत्यल्प उत्पादन ही होता था जबकि 997-98 
के दौरान देश ने नाईट्रोजन के 06.86 लाख टन तथा 7?,0, के 29.76 
लाख टन का उत्पादन किया। पिछले वर्षो में उर्वरक उत्पादन की घेरलू 
क्षमता और उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी के बावजूद भी इनका आयात करना 
पड़ा हें। 

वर्ष 4997-98 के दौरान इफको के कलोल संयंत्र का पुनः 
नवीनीकरण हुआ और यूरिया उत्पादन की इसकी क्षमता बढ़कर .5 लाख 
टन डो गई। इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव (इफको) के प्रतिवर्ष 
7.26 लाख टन यूरिया के उत्पादन क्षमता वाले नेफ्था आधारित फूलपघुर 
विस्तार परियोजना ने 22 दिसम्बर, 4997 से व्यवसायिक स्तर पर 
उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एम.एम.लाल) के 
चेन्नई मनाली स्थित विस्तार परियोजना ने | जनवरी 4998 से व्यावसायिक 
स्तर पर उत्पादन प्रारंभ कर दिया। यहाँ प्रतिवर्ष 2.42 लाख टन यूरिया 
और 8.4 लाख टन एन.पी. के. उर्वरक उत्पादन की क्षमता है। नागार्जुन 
फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिटेड (एन.एफ.सी. आई) के गैस आधारित 
काकीनाडा संयंत्र की क्षमता दुगुनी करने के लिए एक विस्तार परियोजना 
ने प्रतिवर्ष 4.95 लाख टन यूरिया उत्पादन क्षमता और 2.28 लाख टन 
नाइट्रोजन उत्पादन क्षमता के साथ 49 मार्च 4998 से व्यावसायिक स्तर 
पर उत्पादन प्रारंभ किया। 

वर्तमान में सिर्फ यूरिया वैधानिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत 
आता है, जो एक ऐसा नाइट्रोजन है जिसकी खपत देश में उर्वरकों की कुल 


खपत के करीब 60 प्रतिशत के बराबर है। 24 फरवरी 4997 से उर्वरकों 








22 


की कीमत में लागू 40 प्रतिशत की बढोत्तरी के बाद यूरिया की कीमत 
स्थानीय करों को छोड़कर 3.360 रूपये प्रतिटन निर्धारत की गई है। इस 
बढ़ोत्तरी के बावजूद भारत में किसानों को जिस कीमत पर यूरिया उर्वरक 
उपलब्ध कराया जाता हैं, वह इस क्षेत्र में सबसे कम है और किसानों को 
आसानी से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए इसकी कीमतों में काफी 
सब्सिडी भी दी जा रही है। 

वर्ष 996-97 के दौरान नियंत्रित मूल्य वाले उर्वरकों के लिए 
सरकार को 7.426 करोड़ रूपये (घरेलू उर्वरकों के लिए 6.60०0 करोड़ 
रूपये तथा अयातित उर्वरकों के लिए 8.000 करोड़ रूपये) की सब्सिडी 
का बोझ उठाना पड़ा। नियंत्रित मूल्य वाले उर्वरकों पर सब्सिडी के अलावा 
पौध-पोषकों के संतुलित उपभोग को प्रोत्साढित करने के लिए सरकार 
नियंत्रण मुक्‍त उर्वरकों की बिक्री पर विशेष रियायत देती रही है। इस 
योजना के तहत देश में उत्पादित डाई अमोनियम फास्फेट पर विशेष 
रियायत की राशि को 6 जुलाई 4996 से एक हजार रूपये प्रतिटन से 
बढ़ाकर तीन हजार रूपये प्रतिटन कर दी गई तथा आयातित क्‍्यूरेट पोटठाश 
पर यह रियायत एक हजार रूपये प्रतिटन से बढ़ाकर .500 प्रतिंटन कर 
दी गई। काप्लेक्स उर्वरकों पर विशेष रियायत में भी अनुपातिक रूप से 
वृद्धि की गई है, जबकि देश में उत्पादित सिंगल सुपर फास्फेट पर इस 
विशेष रियायत को 340 रूपये प्रतिटन से बककार 500 रूपये प्रतिटन कर 
दिया गया है। आयतित डाई अमोनियम फॉस्फेट पर .500 रूपये प्रतिटन 
की दर से रियायत शुरू की गयी है। यूरिया के मूल्य में 24 फरवरी 
997 से लाग्ु 0 प्रतिशत की बढद्ेत्तरी के साथ अनुक्रम मे रियायत 
की राशि को ॥ अप्रैल 997 में उत्पादित डाई अमोनिया फॉस्फेट पर तीन 


हजार रूपये प्रतिटन से बढ़ाकर 3.567 रूपये प्रतिटन तथा अयातित डाई 





अमोनियम फॉस्फेट पर .500 रूपये प्रतिटन से बढ़ाकर 2250 रूपये 
प्रति टन किये जाने का भी फैसला किया गया । क्यूरेट पोटाश पर 500 
रूपये प्रति टन से बढाकर 2000 रूपये प्रतिठडन तथा सिगल सुपर 
फॉस्फेट पर 500 रूपये की रियायत को बढ़ाकर 600 रूपये प्रतिठन कर 
दिया गया। देश में उत्पादित कप्लेक्स उर्वरकों पर दी जाने वाली रियायतों 
में भी इसी अनुपात में बढ़ोत्तरी की गई। इन उपायों से उर्वरको पोशकों 
के उत्पादन और उपयोग पर सकारात्मक प्रभा पड़ास है। 

प्रमुख पौध-पोषकों के प्रति किसानों में आशाजनक रूप उत्पन्न 
करने के लिए ही ये उपाय आंकलित किए गए हैं। घरेलू उद्योगों को 
उत्पादन लागत में कमी लाने में सहायता देने तथा उन्हें आयातित उर्वरकों 
की कीमतों की तुलना में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने योग्य 
बनाने के लिए फॉस्फेट युक्‍त उर्वरकों पर दी जाने वाली विशेष रियायत 
घरेलू उत्पादों तक सीमित कर दी गई है। फास्फोरिक अम्ल के आयात पर 
लगने वाला सीमा शुल्क सिंतम्बर 992 से समाप्त कर दिया गया है। 
फॉस्फोरिक अम्ल डाई आमोनियम फॉस्फेट के उत्पादन में काम आने वाला 
प्रमुख मध्यवर्ती यौगिक है। देश में उपलब्ध रॉक फॉस्फेट और अयरन 
पाइराइट का इस्तेमाल करके आयात प्रतिस्थापन करने वार्लो को भी 
प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। देश में उपलब्ध रॉक फॉस्फेट और आयरन 
पाडरयाइट का इस्तेमाल करके आयात प्रतिस्थापन करने वालों को भी 
प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उर्वरक संयंत्रों की पूँजीगत लागत को हटाने के 
दीर्घकालीन उपाय के रूप में उर्वरक संयंत्रों की पूंजीगत लागत को हटाने 
के दीर्घकालीन उपाय के रूप में उर्वरक संयंत्रो की स्थापना तथा मौजूदा 
संयंत्रों की मरम्मत और आधुनिकीकरण में इस्तेमाल की जाने वाली 


पूँजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क सितम्बर 4992 से समाप्त कर दिया 





गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने और 
माजूदा संयत्रों के पुनर्निमाण के लिए दीर्घकालीन ऋणों पर व्याज दर में 
रियायत की एक योजना भी शुरू की है। इसके अन्तर्गत अधिकतम तीन 
प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। पहले यह योजना 3। अगस्त 992 से 
लेकर 3। अगस्त 7997 तक की अवधि के लिए थी। अब सरकार इस 


योजना को 3। अगस्त 997 के बाद भी जारी रखे हुए है। 


सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम - 

उर्वरक उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत 
में सरकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 4957 में 
बिहार के सिंद्री में की गई थी। इसके बाद पंजाब में नागल में एक और 
कारखाना स्थापित किया गया। महाराष्ट्र में ट्रांबे में एक अन्य उर्वरक संयंत्र 
की स्थापना के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी उर्वरक इकाईयों 
को एक डी उपक्रम में प्रबंध के अंतर्गत लाने का फैसला किया। इसके 
तहत जनवरी 496॥ में फर्टिलाइजर कार्पोरोशन आफ इण्डिया लिमिटेड का 
निगम के रूप में गठन किया गया। 23, अगस्त 4974 को नेशलन 
फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई। इसके बाद फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ 
इण्डिया तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का पुनर्गठन किया गया और 
भोगोलिक तथा कुछ अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 978 से 
चार अलग-अलग कम्पनियाँ अस्तित्व में आई। इस समय उर्वरक विभाग 
के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उर्वरक उपक्रम कार्य कर 
रहे है। फर्टिलाइजर कार्पोरेोशन ऑफ इंडिया की चार इकाईयां सिंदरी 
(बिहार), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)) तलचर (उड़ीसा) और रामगुंडम 


(आंध्रप्रदेश) में हैं। इनकी कुल वार्षिक संस्थापित क्षमता 5.87 लाख टन 





25 


नाइट्रोजन उत्पादन की है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इस समय 
पांच इकाईयां कार्य कर रही है। में हैं नंगल में कैल्सियम अमोनियम 
नाइट्रेट संयंत्र और नंगल, भर्टिंडा, पानीपत तथा विजयपुर में यूरिया 
संयंत्र-विजयपुर विस्तार संयंत्र के तैयार हो जाने से नेशनल फर्टिलाइजर्स 
लिमिटेड की वार्षिक नाईट्रोजन उत्पादन क्षमता बककर 3.70 लाख टन 
हो गई है। इस तरह यह कम्पनी देश में नाइट्रोजन युक्‍त उर्वरकों का 
उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी बन ठाई है। 
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पांच उर्वरक संयंत्रो 
का संचालन कर रही हैं इनमें से ट्रांबे का संयंत्र अक्टूबर 965 से लेकर 
जुलाई 4982 की अवधि के दौरान स्थापित हुआ और याल स्थित वृहद 
गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र के 985 में व्यावसायिक तौर पर उत्पादन 
शुरू किया। नेशनल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजेर्स लिमिटेड की संस्थापित 
क्षमता 70 लाख टन नाइट्रोजन तथा 4.20 लाख टन फॉस्फेट के वार्षिक 
उत्पादन की है। 
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरिशन लिमिटेड की पांच इकाईयां 
उर्वरकों का उत्पादन कर रही है। इनमें से तीन असम के नामरूप में हें 
तथा एक-एक पश्चिम बंगार के दुर्गापुर में और बिहार के बरैनी में है। 
इनकी कुल वार्षिक संस्थापित क्षमता 4.24 लाख टन नाइट्रोजन के 
उत्पादन की है। 
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिठेड, उद्योग-मण्डल 
केरल की तीन इकाईयाँ भी उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं। इनमें से एक 
उद्योग-मण्डल में दो कोच्चि में हैं। यह कम्पनी उर्वरकों के अलावा रसायनों 
को भी उत्पादन करती है। अक्टूबर 990 में केप्रोलेक्टम संयंत्र के चालू 
हो जाने से कम्पनी पेट्रो-स्सायनों का भी उत्पाद करने लगी है। फर्टिलाइजर्स 








26 


एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के इंजीनियरी और डिजाइन संगठन 
द्वारा उर्वरक और रसायन संयंत्रो को डिजाइन, उनकी इंजीनियरी, खरीद 
तथा उनके निर्माण और उन्हें चालू करने के काम की देखरेख की जा रही 
है। 

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड संयुक्त उपक्रम है, जिसमें 58.78 
प्रतिशत हिस्सा पूँजी भारत सरकार की और 25.44 प्रतिशत हिस्सा पूंजी 
नेशलन इरानियन आयल कम्पनी की और 5.82 प्रतिशत डिस्सा पूँजी 
जनता की है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वार्षिक संस्थापित क्षमता 
2.54 लाख टन नाट्रोजन और .43 लाख टन फॉस्फेट उत्पादन की हछै। 

पायराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना मार्च 
960 में की कई थी। यह कम्पनी इस समय पायराइट खनिज का पता 
लगाने और बिहार के अमझोर में सिंगर सुपर फॉसफेट के उत्पादन में 
लगी हुई है। इसके अलावा, यह राजस्थान के सलादीपुरा में पायराइट 
खजिज की खोज और उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश के मयूरी में फॉस्फेट 
खनिज भण्डारों से रॉक, फॉस्फेट के खनन का कार्य कर रही है। 

पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड की स्थापना 98व में की गई थी। 
इसका उद्देश्य उड़ीसा के पारादीप में फॉस्फेट युक्‍त उर्वरक के उत्पादन के 
लिए कारखाने की स्थापना करना था। परियोजना के पहले चरण में 7.20 
लाख टन वार्षिक क्षमता के डाई अमोनियम फॉस्फेट तथा अन्य सुविधाओं 
ने 7986 से कम करना शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में सल्फयूरिक 
अम्ल और फोस्फोरिक अम्ल का उत्पादन करने वाले दो संयंत्रो ने भी जून, 
992 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। 

प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड, जो पहले फर्टिलाईजर 
प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिठेड के नाम से जानी जाती थी, 





27 


उर्वरक तथा इससे संबंधित रसायन संयंत्रो के निर्माण तथा उन्हें चालू करने 
के काम की देखरेख, उनके डिजाइन तैयार करने, इंजीनियरी संबंधी कार्यों 
और खरीद आदि में लगी हुई है। उत्प्रेरकों के निमार्ण संबंधी जानकारियों 
को विकसित करने में इस कम्पनी ने भारत में प्रवर्तक की भूमिका निभाई 
ह्ै। 


सहकारी क्षेत्र- 

तीन नवम्बर 967 को निगमित इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर 
कोआपरेटिव (इफको) तथा ॥7 अप्रैल 4980 को निगमित कृषक भारती 
को -आपरेटिव (कुृभको) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सहकारी 
क्षेत्र के दो बहु-प्रांतीय उपक्रम हैं। इफको की 6 इकाईया हैं, जो गुजरात 
में कलोल तथा कॉडला तथा उत्तर प्रदेश में फूलपुर और फूलपुर विस्तार, 
ऑवला व आऑवला विस्तार में कार्य कर रही है। कृभको का गुजरात के 
हजारी में गैस-अधारित यूरिया-अमोनिया संयंत्र है, जिसकी क्षमता 
प्रतिवर्ष 4.52 लाख टन यूरिया के उत्पादन की है। इफको और कृभकों 
की संयुक्‍त संस्थापित क्षमता नाईट्रोेजन के 22.68 लाख टन तथा फॉस्फेट 
के 3.09 लाख टन वार्षिक की है। 

यद्विप यह उद्योग देश के सभी भागों में फेला है लेकिन इसका 
भारी जमाव तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, गुजरात और केरल राज्यों में पाया 
जाता है। यहाँ पर कुल उत्पादन क्षमता का 60 प्रतिशत भाग पाया जाता 
है। शेष 40 प्रतिशत उत्पादन क्षमता राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, 
पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्‍ली, मध्यप्रदेश और कनाटिक राज्यों में पाई जाती 
है। 

वर्तमान में विविध उर्वरकों के निमार्ण में अनेक प्रकार का कच्चा 





माल काम में आता है। जिसमें जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कोयला, नेप्था, 
प्राकृतिक गैस, गन्धक, विविध अम्ल, कोक व ओवन गैस, पाइराइट आदि 
उल्लेखनीय है। 

आज भारत विश्व में नाइट्रोजन खाद बनाने वाले देशों में प्रमुख 
स्थान रखता है। वर्तमान में देश में 65 से अधिक रासायनिक खाद के 
कारखाने हैं जो विभिन्‍न प्रकार की नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉसफेट आदि 
खादों का निर्माण करते है। इनके अतिरिक्त 79 छोटे कराखाने हैं जो सुपर 
फॉसफेट बनाते हैं। कृषि प्रधान भारत में 950 से ही नरिनन्‍तर इस उद्योग 
का तेजी से विस्तार हुआ है। 

सिंदरी में अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट तथा यूरिया बनाने के 
लिए, नंगल में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए, वाराणसी में 
(न्यू सेण्ट्रल जूटमिल द्वार) अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। 4960 
में थब्ज का प्रथम चरण पूराकिया गया ।॥ भारत में यूरिया का उत्पादन 


पहली बार ॥969 में खिंदरी में किया गया। 


नत्रजन उर्वरक के मुख्य संयंत्र- 
सिंदरी का कारखाना- 

झारखण्ड में धनबाद से 24 किमी0 की दूरी पर स्थित सिंदरी 
में 28 करोड़ रूपये की लागत से 4957 में स्थापित किया गया। यह 
उस समय एशिया का सबसे बड़ा खाद कारखाना था और इसे विश्व में 
नीवनतम्‌ प्लाण्ट से युक्त एक आधुनिक कारखाना माना जाता था। १6, 
जनवरी 4952 को इसे फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड कम्पनी के 
रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह कारखाना मुख्यतः पाँच भागों में 


विभकक्‍त हैः पावर प्लाण्ट, गैस प्लाण्ट, अमोनिया प्लाण्ट, सल्फेट प्लाण्ट और 





29 


नया बना कोक ओवन प्लाण्ट है। यहाँ खाद बनाने में अर्द्धजल गैस + 
जिप्सम पद्धति काम में लायी जाती है। यहाँ अमोनिया कार्बोनिट को 
जिप्सम से मिलाकर अमोनिया सल्फेट बनाते हैं। 

सिंदरी में अर्द्धऔ-जल गैस जिप्सम पद्धति अमोनियम सल्फेट 
बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली में पहले अमोनिया 
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सिनन्‍्थेसिस से बनाई जाती है। इस अमोनिया 
को फिर अमोनिया कार्बोनिट में कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से 
परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद पीसे हुए जिप्सम को अमोनयिम 
कार्बोनेट से मिलकर अमोनियम सल्फेट बनाते है। 

फर्टीलाइजर्स प्रोजेक्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार भारत 
सरकार ने नांगल की उर्वरक फैक्ट्री की क्षमता 80,000 टन अमोनियम 
नाइट्रेट, 4.0 लाख टन कैलशिम अमोनियम नाइट्रेट एवं भारी पानी (25 
टन प्रतिवर्ष) बनाने की है। 

राउरकेला फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट-राउरकेला में बनाया गया है जहाँ 
.2 लाख टन केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लैयार किया जाता है। इसकी 
क्षमता व.2 लाख टन की है। 

नेवेली प्रोजेक्ट तमिलनाडु में बनाया गया हछै। इसकी वार्षिक 
क्षमता 70,000 टन सलफेट और यूरिया खाद बनाने की हैं। यहाँ ॥7 
लाख टन नाडइट्रेट बनाया जाता है। 

ट्रॉम्बे खाद संयंत्र, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 8। हजार टन 
नाइट्रोजनज की और 35 हजार टन यूरिया के रूप में फॉस्फेट बनाने की 
है, मुम्बई में वर्मा तेल शोधक कारखाने द्वारा स्थापित किया गया है। 
इसका उत्पादन 60 हजार टन नाइट्रोजन का है। 


एक अन्य खाद संयंत्र असम के नामरूप में स्थापित किया 


यकाओ/कमकान आभार शनतानभा न _कभाभ ७ कनाआ मत कल धानपभेअ कप +भ सम न परम क्‍ भ«तनएा/+ ३ (कम पभभ मकर; थक पन्ना] ७५३१०।५०४» ा७ रा भम जा ०१९७४ ज३ थकान काम सार जम पाए पक धमनयाा रत ५» ा+३०५५०५३७०॥५४७७५५५०७ कल फमाा०७ ४१३०४ ५५ मामा 4१४५५०१००७७+ नह परमादाऊ इक धथाम ५०० मेन ३७ ४ल्‍ममज 5०३५५ ॥३००५७७+॥१३५३७०५७७५७४० ६०२ १०००७ ५ ७५१३।॥१३७००५ ४५] मा ]+दाा भजन कारन भा ३०७५७ ४५५३ पाउश ५ भ राख ाजािकक 





30 


गया। यहाँ यूरिया और नाइट्रोफॉस्फेट तैयार किया जाता है। इसमें 
नहर-कटिया क्षेत्र से उपलब्ध गैस का प्रयोग किया जाता है। इसकी 
उत्पादन क्षमता 45,000 टन की है। तथा उत्पादन 40 हजार टन है। 
उत्तर-प्रदेश मे गोरखपुर मे 80 हजार टन की क्षमता वाला एक बड़ा खाद 
संयंत्र स्थापित किया गया है। इसमें पेट्रोलियम नैफ्था का प्रयोग किया 
जाता कै यह बरैनी में स्थापित किए जाने वाले तेल शोधक कारखाने से 
उपलब्ध की जाती है इसका उत्पादन 72 हजार टन का है। 

इस समय देश मे अमोनियम सलफट बनाने वाली ॥8 फेक्‍्ट्रीयाँ 
कार्य कर रही है ये फैक्ट्रियाँ - सिंदरी, दुर्गापुर, वर्नपुर, जमशेदपुर, भिलाई, 
अलवाये, वंशजोरा, डिगबोई और हनुमानगढ़ में है। 

नामरूप, गोरखपुर, दुर्गापुर, कोचीन, चेन्नई, अलवाये, 
विशाखापट्टनम, एनन्‍नौर, वाराणसी, बड़ोदरा, कानपुर, कोटा तथा एन्‍नोर में 
नये कारखाने खोले गए है। 

मुम्बई खाड़ी मे गैस की खोज ने सरकार को गैस पर आधारित 
उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस क्षेत्र से 
अगली बीस सालों तक पर्याप्त गैस मिलती रहेगी जिससे दस बड़े उर्वरक 
कारखानों को संचालित किया जा सकता है। सन्‌ 4986 में छः कारखानों 
के निर्माण का निर्णय किया गया जो गैस से अमोनिया एवं यूरिया का 
उत्पादन करेंगे। इनके लिए ,700 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछायी 
गई। इनमें से एक-एक कारखाना मध्यप्रदेश व राजस्थान तथा शेष चार 


उत्तर -प्रदेश के अन्तर्गत आते है। 


34 


गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने 


विजयपुर (मध्य प्रदेश) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 
आवला, बरेली (त्तर-प्रदेश) | इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको 


जगदीशपुर, सुल्तानपुर (प्र) | इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन 


विलोपागाँव, सवाईमाधोपुर(याज ) अरावली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 


बाबराला, बदायूँ (त्तर-प्रदेश) । यठ् फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 
शाहजहाँपुर (त्तर-प्रदेश) मैसर्स कैपरो ग्रुप 





भारत में मुख्य ईकाइयाँ (४]०४ ?]49९०५ ॥ ॥0॥9) 
। ए%#९0 (&॥0, ४6६॥0क्‍4, 0॥9, शिीप्रीएपा) 
2. रि4र7993 (राशा।ं 3200 एशाधरशआ (५परा०४) 
३. एप्राधा 7रध7003 #शाएरश 00 70 (84भ४पए०ी)) 
4. बा 846 #शागारटशआ (0. 7/0., (४४०००279) 
5. &ाराउमत ८0, ($प्रा४) 
6. 2प्वएध्यां 2श0 (लाशा।ए।५5 (89॥8 (ज0०एफ) 


गुजरात के मुख्य उर्वरक उद्योग 
(१७॥०- ?]भ४९५ का #शींडशः गाताडइ।ए शा ०एुं।'ब) 
. ए#00 (60) 
2. 7९८0 (६40!) 
3. एएगर&7 ]२७७)४०७) प्रात] ।5छ8२) (0 ]77). (8#॥प०॥) 
4. (मगर 84%79 एाथरात । 207२ (0 .7). (४४१००४7४9) 





उे2 


उर्वरक उद्योग का विकास (वार्षिक रिपोर्ट 998-99 पर आधारित) 


("२०ए७पप्त 07 7राप 7 एग)ए 57२५) 


रस्चनात्मक क्षमता :- 

वर्तमान समय में देश मे कुल 63 बृहद आकार की उर्वरक 
इकाइयाँ हैं जिनका नेत्रजन (गाा08०7075) और फॉस्फेट। मिश्रित (007रएा७ट) 
उर्वरक उत्पादन का बृह्द क्षेत्र है। इनमे 38 इकाईयाँ यूरिया उत्पादन 
करती है जबकि 9 इकाइयां अमोनिया सल्फेट बाईप्राडक्ट के रूप में 
उत्पादन करती है इसके अतिरिक्त लगभग 79 लघु एवं मध्यम स्तर की 
इकाइयां है जो एकमात्र सुपरफॉस्फेट ही उत्पादन करती है राष्ट्र के कुल 
उर्वरक उत्पादन क्षमता का 04.98 लाख टन नाइट्रोजन तथा 29.57| 
लाख टन फॉस्फेट (दिनाक 4.4.98 तक के आकड़े के अनुसार) का 
उत्पादन है जो आगे चलकर 05.20 लाख टन नाइट्रोजन और 3व१.70०0 
लाख टन फास्फेट (30.4.98 के आकड़े के अनुसार) का उत्पादन बढ़कर 


हो गया। 


उत्पादन (770070700०॥) :- 

वर्ष 4997-98 मे नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन 00.86 लाख 
टन नाइट्रोजन उर्वरक एव 29.76 लाख टन फॉस्फेट उर्वरक था। वर्ष 
।998-99 का उत्पादन लक्ष्य 406.82 लाख टन नाइट्रोजन और 30. 
27 लाख टन फॉस्फेट का रखा गया था जो वर्ष 4997-98 की कुल 
वास्तविक उत्पादन की तुलना मे बढ़तदर के हिसाब से 5.9 प्रतिशत 
नाइट्रोजन में एवं .7 प्रतिशत फॉस्फेट मे बुद्धि दर्शाती है इसके समक्ष 


नवम्बर 998 तक 68.45 लाख टन नाइट्रोजन तथा 9.76 लाख टन 


अरमान भावना मद य+पलपनर जनधन यम कमा न तातमतइम+ ० नौ जनम +५स का उ> पेत ५ न क>+ परम भा ना०39४१५व००७३०+मनभाज ०५ ५म न #9३७००३७७५+०३५आाशालभु पका प+न/४++ अनार मना कुक ९७५५०+०५७-ज५+फाभवाकआा५% ४ वरभ७ का ल्‍0 भजन ३॥/५५०७॥ ०४४ बजत/७७७४४७॥७५७३७५०४७७०७७७४७०५७५३७७७७४५७७०७श३ ५४० 'ढा०७ ० कलम मतामक काका ल्‍मन्‍भा ३३०५५ ३४०४५१५०७»७५३०३५१३७७५५+०० ०; ५५७७७ नताारमा 0०१०० ० ९; 4४० पा शाम कारनामा इज ५४ ज० इमाम» 








33 


फास्फेट का वास्तविक उत्पादन था। नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों को एक 
साथ लेने पर यह वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी। 

वर्ष 998 की खरीफ फसलों के सीजन मे उर्वरकों दोनों 
नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट का उत्पादन लक्ष्य से कम था जिसका निम्नलिखित 
कारण थे : 

(0) 77 से 23 सितम्बर, 7998 तक हजिरा में बाढ़ आने के कारण 
(2५७९५ द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कम कर दी गयी थी जिससे |480 
के सभी पाइपलाइन इकाईयां (कुृभको हजिय के साथ) में उत्पादन में कमी 
आई थीं। 

(0)फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान 
फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि० में पावर और इक्वीपमेन्ट कच्चे माल की 
कमी एवं अमिक समस्याओं ने उर्वरक उत्पादन को प्रभावित किया। 

(॥) मिश्रित उर्वरकों की उत्पादन में कमी का कारण ४७॥66 0 ?099[ 
के निम्नस्तरीय आयात था जिसकी रबी फसलो के सीजन तक सुधार होने 
की उम्मीद की गयी है। 


उपभोग की क्षमता (0474८ट79 ए7रा॥$4770४5) 

घरेलू उर्वरक उद्योग ने उपभोग की क्षमता का वह स्तर पा लिया 
है जिसकी तुलना विश्व के सबसे बड़े स्तरों मे है। वर्ष 997-98 मे 
उपभोग की क्षमता पूर्णकालिक ऊँची थी जो 0व.5 प्रतिशत नाइट्रोजन 
तथा 40व4-.7 प्रतिशत फास्फेट की थी। वर्ष 4998-99 के लिए उपभोग 
की क्षमता का अनुमानित लक्ष्य 99.4 प्रतिशत नाइट्रोजन के लिए तथा 
94.7 प्रतिशत फास्फेट के लिए रखा गया था उर्वरक उद्योग के उपभोग 


क्षमता के विकास की आशा और जयादा से ज्यादा की जा रही है क्योंकि 





उत्पादन इकाईयों में परीक्षण किये हुये टेक्नोलॉजी एवं इक्युपमेन्ट से 
उत्पादन किया जा रहा है। जहाँ तक व्यवहारिक हो सकता है वर्तमान 
ईकाइयों को आधुनिकतम तकनीक 7प०॥/०७७१५४००८ की 0प8| सुविधाये मुहैया 
कराकर उपभोग क्षमता मे सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा 
है 

यूनिट वाइज ((ऐग्राप्ला30) उत्पादन का विवरण तथा उपभोग की 


क्षमता (अनुमानित) वर्ष 997-98 का विवरण नीचे डायग्राम द्वारा बताया 


गया है। 


विकास की योजना (शार&7 0५ 09 620४7) 
उर्वरक उद्योग ने उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजना 
अपनाया है :- 

() वर्तमान उर्वरक इकाईयो को और अधिक फैलाया जाय/ टूल्स एवं 
प्लान्ट्स का बढ़िया रख-स्खाव किया जाय। अच्छी से अच्छी सुविधायें 
उपलब्ध कराई जाय। 

(8)नेफ्था आधारित लगाये गये प्रोजेक्ट्स तथा 00० ॥2/7860 906६ 
सुविधायें उपलब्ध कराकर प्राकृतिक गैसे की उपलब्धता बराबर बनाये रखा 
जाय । 

(॥) जिन देशों में बन्द पड़े उर्वरक कारखाने तथा सस्ते कच्चे माल के 


साधन उपलब्ध हॉ उनके साथ संयुक्त अभियान प्रोजेक्ट लगया जाय। 


कार्यानग्वित होने वाली योजनाये 
(श२0०0३77०९(८78४ एक पार शश,एरभधरा470५) 


देश में छः बडी उर्वरक योजनायें (ड5 7रध]ण लि7ए॥३इश 970]०03$) लागू 





35 


होनी हैं जिनका अनुमानित पूँजीलागत २४ 4]2202 करोड़ है। जब ये 
योजनाएँ लागू हो जायेगी तब इनकी क्षमता मे अतिरिक्त अभिवृद्धि, 
4.75 लाख (४८ यूरिया, 7.90 लाख ४१९८ ० |शाशर, 23 07 लाख 
४76 07)087) तथा 4.00 लाख ४११९८ ० ५7० उर्वरक में होगी। इन 
योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है ४- 

(0) इफको - वर्तमान में अपनी कान्डला (गुजरात) इकाई द्वारा दो 
अतिरिक्‍त उतपादन ॥287/पस7₹६ उर्वरकों की करने की जिम्मेदारी सौंपी है 
जिनका अतिरिक्त उत्पादन 2.27 लाख ४० ०7057 तथा 3३.70 लाख 
([748 0 '५ाश८ उर्वरकों का है। जिनका अनुमानित लागत रिं5 2]2 20 
करोड़ है। 

(॥)चम्बल फर्टिलाइजर्स एन्‍्ड केमिकल्स लिमिटेड ((7८,) अपनी एक 
योजना को मूर्तरूप दे रहा है जो अपनी वर्तमान गाडेपन जिला-कोटा 
(राजस्थान) में स्थापित इकाई की उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि करने 
हेतु किया है जिसकी अतिरिक्‍त क्षमता 7.75 लाख ४१९०४ ० यूरिया 
जिसकी अनुमानित लागत 5. 256 करोड़ है। 

(0) ओसवाल केमिकल्स एनन्‍्ड फर्टिलाइजर्स लि०0_ ने एक नयी इकाई 
[70257/५श६/४० उत्पादन हेतु पारादीप (उड़ीसा) में स्थापित किया जिसका 
अनुमानित लागत 7२5. 830 करोड़ है जो 5 लाख ४१7४ ०7027, 3 20 
लाख ४१९८ 07]ए.)6& तथा .00 लाख ४१7९८ 0'ष० उर्वरकों का उत्पादन 
करेगा 

(५) डक्‍कन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी योजना को मूर्तरूप देने हेतु 
अपनी इकाई कानपुर (त्तर-प्रदेश) में स्थापित किया कै जिससे उनके 
इकाई की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि हो। इसकी अतिरिक्‍त क्षमता 

2.00 लाख ४१९४ 0० एा8३ तथा अनुमानित लागत २5. 636.38 करोड़ है। 





36 


इस योजना को चालू होने की अनुमानित तिथि मई 2003 है। 

(५) गोदावरी फर्टिलाइजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड ने अपनी काकीनारा 
(आन्ध्र-प्रदेश) स्थित इकाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए 35. 9 9. 3 
करोड़ की अनुमानित लागत से अपनी योजना को मूर्तरूप दिया। 2.80 
लाख ४॥7/ 0 0/%7 की उत्पादन की क्षमता है। 

(श) डिन्दर लिवर केमिकल्स लिमिटेड ने अपनी, हल्दीया (प० बंगाल) 
इकाई में की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की बृद्धि हेतु २६ 88 3] करोड़ की 
अनुमानित लागत से स्थापित किया जिसमें अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन 


3.50 लाख (77९6 00705? तथा 4.00 लाख ५४7? ०0]णशत्‌ का है। 


सिंगल सुपर फस्फेट (धारठा।: धएजर ए_्08एप47फ%) 

सिंगल सुपर फॉस्फेट एक सीधा फॉस्फेट उर्वरक है इस समय 
लगभग 79 मध्यम एव लघु स्तरीय इकाईयाँ, जिनमे 5 पबिलक सेक्टर 
में हैं तथा जिनकी कुल वार्षिक आधारभूत उत्पादन क्षमता 0.02 लाख 
५.]. 07/0059॥46 (?,0,) है, सिंगल सुपर फास्फेट (587) के उत्पादन में लगी 
है। अन्य फास्फेटिक उर्वरकों की तरह $57 को भी 25-8-992 से 
नियन्त्रण मुक्त कर दिया गया था वर्ष 998-99 में 587? की कुल 
अनुमानित उत्पादन लगभग 4.97 लाख ४१ 0॥7॥0५9॥6 (7,0,) प्रपा7था 
जो वर्ष 997-98 की कुल उत्पाद 5.07 लाख (१ की तुलना में कम 


था। 


मिश्रित उत्पाद (श0२07०ए८' भा>) 
स्ट्रेठड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के उत्पादन के मध्य, देश में यूरिया, 
अमोनियम सल्फेट, कैल्सियम अमोनियम नाइडट्रेट (०४)५) और अमोनियम 


अर आभाानभामत्राएा)१0ल्‍यदपम;फाधादाकोगभव्भपानाइमउतरूृथ-णलाककआक नम भा जवान काइभान नकारा काना भ का भानआा 3 का भव शा नममा का ल्‍ मकर ा भा पाना इ७+४४३१७ ७०% जा पाना नाक मनन न भाग%५ नाक पाक 94५धअ ३० का भा भाता$१०॥११७७०५७१४०५धानाम कमाना पता श९ बा भा ५५२५२ ज कम ९ ा॥ल्‍थ।३५७ कं अभपात्क'+प नए ४४ कस पकाए तमाम नस सोदावाभम उागीकीव०० न 4५५ पद वर ल्‍पर भा ४ 3७३७५ ९:०५॥ा ३4 ल्‍भभ पामना काम नव ३ल्‍ल्‍ भा फरशभा। कान पनाकामवक, 





37 


क्लोराइड की उत्पादन भी हो रहा है। सिर्फ स्ट्रेट फास्फेटिक फर्टिलाइजर डी 
देश में सिंगल सुपर फास्फेट (587) का एकमात्र उत्पाद है। मिश्रित उर्वरकों 
के उत्पादन के साथ डाई-अमोनियम फास्फेट (087), कई अन्य तरह के 
नाइट्रोफास्फेट्स तथा फशञ९ मिश्रण है। यूरिया और 0/67 मुख्य प्राकृतिक 
क्षेत्रों से उत्पादित उर्वरक हैं जिनका लेखा 84.5 प्रतिशत नाइट्रोजन और 


42.8 प्रतिशत फास्फेट कुल उत्पादन क्षमता का है। 


बायो फटिलाइजर्स (80-फऋ्रारापा।रटात२5) 

बायो फर्टिलाइजर जीव एवं सूक्ष्म लाभदायक आर्गेनाइजेशन पर 
आधारित एक व्यवसायिक उत्पाद है तथा इकाई की स्वतः उत्पादित माध्यम 
से बनाया जाता है। ये रासायनिक उर्वरकों के लिए शुभ है। कीमतों को 
प्रभावित करने के साथ ही, बायो फर्टिलाइजर्स प्रति मित्रवत है बायोफर्टिलाईजर्स 
के उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए, उर्वरक विभाग ने पब्लिक सेक्टर 
अन्डरटेकिंगूस । सहकारी सस्थाओं को एक मुस्त २६5 20 लाख की सहायता 
राशि प्रदान कर रही है जिससे एक बायो उर्वरक इकाई की स्थापना हो 
चुकी हैं जिसकी उत्पादन क्षमता 00 [?या इससे अधिक की हो। 

वर्ष 49 97-98 में इस विभाग ने उर्वरक पब्लिक सेक्टर अन्डस्टेकिंग 
सहकारी संस्थाओं को २५ 38 24 लाख सहायता राशि, अपने प्रशासनिक 
नियन्त्रण में बायो फर्टिलाईजर इकाई स्थापित करने के लिए दिया है। इस 
सहायता राशि में से 77९ ने 7२5. 24.74 लाख तथा 'शीगे,ने 43.5 लाख की 
राशि उपयोग में लगाया है। इन इकाईयों में सिलीगुडी, कटक, भोपाल 
और ग्वालियर 7( की तथा उद्योग इकाई (7 की हैं जिनका कार्यारम्भ 


करने की अनुमानित वर्ष 998-99 निश्चित किया गया था। 





38 


नियोजन काल में प्रगति (?0702055 ऐपापंए 09 ?ए९१००) 

देश में नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व इस उद्योग की प्रगति 
अत्यन्त मन्द रही है। क्योंकि ब्रिविश शासन काल में कृषि सुधारों की ओर 
कोई ध्यान नहीं थि। गया था। योजनाओं के अन्तर्गत इस उद्योग की प्रगति 
निम्नवत है- 

प्रथम योजना के प्रारम्भ में नाइट्रोजन उतपादन करने वाले तीन 
कारखाने थे जिनकी उत्पादन क्षमता सिर्फ 9000 टन थी। इसके अतिरिक्त 
फास्फेट्युक्त उर्वरक कारखानों की संख्या 42 एवं उत्पादन क्षमता 78,000 
टन थी। वर्ष 955-56 अर्थात प्रथम योजना के अन्त में कुल (१२०६ ) 
उत्पादन 89,000 टन था जबकि कुल उपभोग 4,30,000 टन था। इस 
योजना में उर्वरकों का आयात किया गया। 

दूसरी योजना में कुल उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई, अर्थात 

960-6व7 में । लाख 66 हजार टन उर्वरकों का उत्पादन हुआ। परन्तु 
उपभोग 2 लाख 94 हजार टन का था। इस योजना में फरवरी, 4967 
में 30 करोड़ रूपये की लागत से नांगला का कारखाना स्थापित किया 
जया । 

तीसरी योजना में ट्राम्बे का उर्वरक कारखाना प्रारम्भ किया गया। 
इसी योजना के अन्त में हरित क्रान्ति का शुभारम्भ हुआ जिससे उर्वरकों 
की माँग बढ़ी अतः 4965-66 में ३ लाख 57 हजार टन उर्वरकों का 
उत्पादन हुआ। इस योजना में इस उद्योग की आधारशिला निर्मित हुई। 

चौथी योजना में उर्वरकों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 
।968-69 में उर्वरक का कुल उत्पादन, जो 7 लाख 76 हजार टन था, 
वह 4973-74 में बढ़कर 73 लाख 74 हजार टन हो गया। इस योजना 


में भी 72 लाख 42 ढजार टन उर्वरको का आयात किया गया। 





39 


पाँचवी योजना के अन्त में देश के अन्दर कुल उर्वरकों का उत्पादन 
29 लाख 98 हजार टन हुआ। परन्तु इस योजना में भी 79 लाख 94 
हजार टन का आयात किया गया। इसी योजना में सहकारिता के आधार 


पर फूलपुर (इलाहाबाद) में “इफ्को” का कारखाना स्थापित किया गया। 


योजनागत उर्वरक का कुल उत्पादन, आयात एवं उपभोग 


(लाख टन में) 










(। 9955-56) 


न 


]968-6 9) 


योजना. 
4308 अजय 
क््ः 











घोौथी (973-7+4) 


पाँचवी (978-7 9) 29.9... ।9.9 5.2 
छठी (। 984-8 5) 52.9 | 
पा 


कक 


ण (200-0 2) 


छठीं योजना में उर्वरक के क्षेत्र में अधिकाधिक ध्यान दिया गया। 


इस योजना में फूलपुर (इफ्को) कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो गया। इस 





40 


योजना के अन्त में यानी 984-8 5 में कुल उर्वरकों का उत्पादन 53 
लाख टन छुआ, परन्तु हमारी आवश्यकता को देखते हुए यह अपर्याप्त 
था। 4984-85 में कुल उपभोग 82 लाख टन का था। अतः शेष 
अन्तराल आयात द्वारा पूरा किया गया। 

सातवीं योजना में कुल नाइट्रोजन व फॉसफोरस युक्‍त खार्दों का 
उत्पादन क्रमशः 65.6 लाख टन एवं 2.9 लाख टन करने का लक्ष्य रखा 
गया था। इस योजना के अन्त में यानी 989-90 में कुल नाइट्रोजन 
एवं फॉस्फोरस युक्‍त उर्वरक का उत्पादन क्रमश- 67.5 एवं 47.9 लाख 
टन छुआ । इस योजना अवधि में उर्वरक उत्पादन की छह नयी परियोजनाएँ 
प्रारम्भ करने की रूपरेखा निर्मित की गयी थी। 

आठवीं योजना में उर्वरकों के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा 
सका, क्योंकि नाईट्रोजन एवं फॉस्फेट की अतिरिक्त (7+2 लाख टन) 
क्षमता का विस्तार कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका। दूसरी ओर गैस की कमी 
रही । जगदीशपुर संयंत्र को विशेष रूप से इस समस्या का सामना करना 
पड़ा। आठवीं. योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की बरैनी इकाइयाँ जो कि 
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर निगम के अधीन हैं स्थिति ठीक नहीं रही। उत्पादन 
44.5 लाख टन रहा। 

नोंवी योजना मे फॉस्फेटिक उर्वरक की 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं 
नाईट्रोजन की 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर अनुमानित की गयी है। इस 
योजना के अन्तिम वर्ष (2004-02) के कुल उर्वरकों की माँग ॥80 
लाख टन डोगी। जबकि इस माँग का 98 प्रतिशत घरेलू उत्पादन द्वाया पूरा 
करने का लक्ष्य है। इस योजना में उर्वरक क्षेत्र पर कुल 3,300 करोड़ 
रूपये व्यय करने की व्यवस्था है, जिसमें से 9300 करोड़ रूपये 
सार्वजनिक क्षेत्र में शेष निजी क्षेत्र में व्यय किए जायेंगे। 


अमनानामयजाजनााए५ताे ० नदी काम ++५ ७३७ भ+क»मपाभा+ ३०७ पान वजनी भावाज भा काम ५१०७ आासधस०१०+ ५५०५३ १७घआा७ा३ रत जता पका आम ा७७३> धान + पक न +ा३०३थ5 जापान» नमन जज 5७७३७, अमन न७७५;५५»७५७०३५७ ५३५७७) ३५७५०७॥७+५॥७५७५५७७५५६७३७७५५७५५७७७५७५४०५४५५॥॥४४ १७७७ ]॥+ल्‍नथकाथ॥७०० ५» ०३०५] +५३५७» ७७» धजका१॥७ न] नमन क७७+९५५०५॥०७५॥४५३५००५-५५१५५०:अभ+»० ४५ (०५नाल्‍४७२५५०७०भममशपाकास शाप काभा०न्‍ज भवन »७ ५० नाकाम २५०न्‍मकामममाक 








वर्तमान रूपरेखा (?25थ४ $८था१0) 

इस समय देश में चल रहे कारखानों का कुल उत्पादन 
2000-0व में 752.5 लाख टन था। किन्तु इस क्षमता से वास्तविक 
उपभोग माँग को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि कुल उपभोग इससे अधि. 
शक था। वर्ष 2000-0व में 22 लाख टन उर्वरक का आयात किया गया। 

उर्वरक उद्योग का विकास एक अच्छी गति से डो रहा है और 
यह बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर 
रहा है। समयानुसार देश की आबादी बढ़ती जा रही है प्राकृतिक संसाधन 
जैसे जल संचयन क्षमता, कृषि (खेती) करने वाली भूमि कम होती जा रही 
है अतः यह आसानी से समझा जा सकता है कि उर्वरक उद्योग इन 
परिस्थितियों में कम से कम उपलब्ध संशाधन में अधिक से अधिक 
खाद्यान्न का उत्पादन कराकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती 
है। ज्यादातर उर्वरक कम्पनियाँ अब रसायन, बीमा एवं सूचना तकनीक की 
तरफ अग्रसर हो रही है। किसी ने कहा है कि मानव जीव आलू या फल 
के चीप्स खा लेगा परन्तु सिसिकॉन पत्थर के चिप्स नहीं खा सकता। इस 
प्रकार यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उर्वरक उद्योग ने हमारी अर्थव्यवस्था 


में एक खास पहचान बना लिया है। 


42 





इंडियन फॉरमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड 
(इफको) का परिचय 
(&॥ गरा०00०7०॥ 0 ॥720) 


कृषि भारतीय अर्थ व्यवस्था का मूल आधार है। खाद्यान्‍न्नों के 
क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना समय का तकाजा है जिससे तेजी से 
बढ़ती डुई आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 
उर्वरक उद्योग ने इस गंभीर चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़े पैमाने पर 
उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य बनाया। 

वर्ष 960 के दशक में ज्यादातर उर्वरकों की बिक्री सहकारी 
संस्थाओं द्वारा की गयी थी। ये सहकारी संस्थायें किसानो द्वारा ग्राम, 
ताल्‍लुका एवं क्षेत्रीय स्तर पर बनायी गयी थी। सहकारी संस्थायें उर्वरक 
बनाने वाली अन्य कम्पनियों से या पब्लिक लिमिटेड से उर्वरक की खरीद 
करती हैं। इसलिए किसानों के लिए सहकारिता को मूर्तरूप देने का विचार 
जिससे उर्वरकों का उत्पादन किसानों के सहकारी संस्थाओं के लिए किया 
जाय । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इफको के निर्माण का विचार 
शुरू हुआ। इसी क्रम में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड 
अस्तित्व में आई। इफको के नाम से सुविख्यात इस सहकारी संस्था की 
स्थापाना ३ नवम्बर, 967 को एक बहुएकक सहकारी समिति के रूप 
में हुई थी। 

मिस्टर पाल पोथेन इफको के प्रथम प्रबन्ध निदेशक (४०) थे। 
प्रारम्भ में इफको एक सहकारी संस्था थी, इफको को कई समस्याओं का 
सामना करना पड़ा, वर्ष 965-66 में इफको मुम्बई में एक कार्यालय 


भवन खरीदने हेतु प्रयासरत था परन्तु वह कार्यालय नहीं खरीद सका 





43 


क्योंकि इसका सहकारिता का स्तर सन्‍्तोषजनक नहीं था। यह 3 नवम्बर, 
967 को स्थापित हो सका तथा इसका रजिस्ट्रेशन कोआपरेटिव एक्ट के 
अधीन छहुआ। 4960 के दशक में देर से उर्वरक निर्माण इकाई को स्थापित 
करने एवं उसके विकास के लिए योजना बनायी गयी और तब जाकर 
।970 में इफ्को उर्वरक संयत्र इकाई की स्थापना डो सकी। संयत्र इकाई 
के कार्य शुरू करने के पहले इफको ने अपना प्रारम्भिक प्रोग्राम 
970-7व7 में शुरू किया, यह भारत के 7 राज्यों पंजाब, हरियाना, 
राजस्थान, गुजरात, मध्य-प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में शुरू किया 
गया बाद में इसका विस्तार अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश तथा देश के 
दक्षिणी भागों में किया गया। इस दौरान इफको ने 0$& से बीज का 
आयात किया और तब [र7?ए श्रेणी (83065) (0 26 26), (2 32 6), & (4 36 2) 
के उर्वरक की आपूर्ति सहकारी समितियों को किया गया। इस प्रोग्राम का 
मुख्य मुद्दा उर्वरक बाजार में अपनी खास पहचान (87870 00700५) बनाना 
तथा उर्वरक बाजार में अपने अनुभव का लाभ हासिल करना था। इफको 
ने 974 के बाद और ।975 के पहले के समय में अपनी दो इकाइयाँ 
इफको (कान्डला) और इफको (कलोल) गुजरात राज्य में शुरू किया। 
कलोल इकाई ने एक वर्ष में अपनी पूरी क्षमता के कारण 4 लाख टन 
मिश्रित उर्वरक  एाट (0 26 26) & !शशट (2 32 6) का उत्पादन किया। इफको 
की यूरिया उत्पादन करने वाली अन्य इकाइयों को स्वीकृत किया गया और 
०. +श्चात्‌ मार्च 4984 में इफको (फूलपुर) उत्तर-प्रदेश में कार्य करना 
प्रारम्भ किया तथा इसकी उत्पादन क्षमता 5 लाख टन यूरिया उत्पन्न करने 
की थी। 747 उत्पादन करने वाली कान्‍न्डला इकाई को स्थापित करने का 
निर्णय भी 987 में लिया गया। बाद में इफको की क्षमता बढ़ाने के लिए 
इफको की आँवला इकाई स्थापित करने का निर्णय 4988 में लिया गया। 





कप 


अन्य समय में प्रगति का एक लम्बा रास्ता तय करने के बाद 
आज इफको देश में उर्वरकों का उत्पादन और विपणन करने वाली सबसे 
बड़ी संस्था है। इसकी प्राधिकृत पूँजी 000 करोड़ रू0 है और 35973 
सहकारी समितियाँ इसकी सदस्य है। 


5प्र4२7 ८५श7५॥, (२5. (४०९) 


+पात07560 8॥6 (94 ]000 00 
[88प60 & 8फ795०7060 420 7 
?४0 एप (४774 4]7 72 
(४.5 0) 3] 03 200) 
> 00एं ०0 

प(00 


(.0992४४65 





इफको 22 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में अपने उत्पार्दों 
एन. पी. के, डी ए पी और यूरिया का विपणन करती हैं। समिति ने 
]967-68 में 6 लाख रूपये की इक्विटी पूँजी से अपना कारोबार आरंभ 
किया था जो बढ़कर अब 447.72 करोड़ रूपये डो गई हैं। 

इफको ने अपनी कलोल, आंवला और फूलपुर इकाईयों का एक 
के बादएक विस्तार करके, उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी 
संस्था बनने का स्वर्णिम स्वप्न साकार कर लिया है। कांडला विस्तार 
परियोजना में भी निर्धारित कार्यक्रम से पहले उत्पादन आरंभ हो गया। 


देश में उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र एक प्रमुख 





45 


भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2000-0व के दौरान मात्र इफको ने डी कुल 
यष्ट्रीय उत्पादन में नाइट्रोजीनस उर्वरकों का 77.। प्रतिशत और फास्फेटिक 
उर्वरकों का 7.7 प्रतिशत योगदान किया। 
संयंत्र 

कलोल ४- गुजरात राज्य की राजधानी गाँधी नगर से 48 कि0०0मी० 
की दूरी पर स्थित कलोल इकाई में व्यावसायिक उत्पादन 975 में आरंभ 
हुआ था। इसमें अमोनिया, यूरिया और ड्राई-आइस का उत्पादन करने के 
संयंत्र है। कलोल विस्तार परियोजना को 2 अगस्त, 4998 को टष्ट्र को 
समर्पित किया गया। 

कॉडला +- गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कॉडला इकाई मरमें 
एन पी के, तथा डी ए पी का उत्पादन होता है। इस इकाई को सर्वश्रेष्ठ 
कार्य निष्पादन का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कॉडला इकाई को पर्यावरण 
मानक पर खरे उतरने पर आई एस ओ १400। प्रमाण पतन्न प्राप्त हुआ 
है। 

फूलपुर +- उत्तर-प्रदेश के इलाहाबाद में इलाहाबाद जौनपुर-गोरखपुर 
मार्ग पर फूलपुर तहसील में स्थित छहै। इस इकाई को 26 मई, 976 
को प्रारम्भ किया गया परन्तु इसमें व्यावसायिक उत्पादन 28 मार्च, 
98] से शुरू हुआ। इस परियोजना की कुल लागत 205 करोड़ रूपये 
आई तथा यह 4070 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसमें अमोनिया तथा 
यूरिया का उत्पादन होता है। 

फलपुर-7 :- इस इकाई को 20 अप्रैल, 995 को आरम्भ किया 
गया था। इसमें व्यावसायिक उत्पादन 22 दिसम्बर, 4997 से आरम्भ 


हुआ। इस इकाई में अमोनिया तथा यूरिया का उत्पादन होता है। इस 





46 


परियोजना की लागत ॥486.8 करोड़ रूपये (भारतीय मुद्रा रू0० 859.8 
करोड़ + विदेशी मुद्रा रू०0 327.0 करोड़) है। 
यह विश्व में सबसे बड़ा अमोनिया-यूरिया कंम्पलैक्स है, जिसमें 
फीड स्‍टाक के रूप में नैफ्था का इस्तेमाल किया जाता है। 
आँवला +- बरेली स्थित अमोनिया-ययूरिया कॉम्पलैक्स 988 में शुरू 
किया गया था। तब इसकी संसस्‍्थापित उत्पादन क्षमता 7.26 लाख ठन 
यूरिया की थी। वर्ष 996 में इसकी क्षमता को दुगुना कर दिया गया। 
आवला-तगा :- को मई 4997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आओ इन्द्र कुमार 
गुजराल द्वारा यष्ट्र को समर्पित किया गया। इस इकाई ने न्यूनतम विशिष्ट 
ऊर्जा खपत का रिकार्ड भी बनाया। 
आज के समय में 35,900 से भी अधिक इफ्को सहकारी 
समितियाँ पूरे भारत वर्ष में फेली हुई हैं। यह सहकारी समितियाँ इफ्को 
की सहकारिता आन्दोलन व समता अंश दोनों को बढ़ाने का काम एक 
साथ कर रही हैं, साथ डी साथ किसानों के कल्याणार्थ भी कार्य कर रही 
हैं। प्रतिनेधि सामान्य जन द्वाया ((छठो इफको को चलाने तथा इसके 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी सदस्यों का गठन किया जाता है। 
सदस्यता +- उन सभी के लिए इफको की सदस्यता खुली है जो : 
*» कृषि ऋण या विपणन या उत्पादन या वितरण और अन्य कृषि 
सहकारी समिति का राष्ट्रीय सहकारी संघ, 
*» कृषि ऋण या विपणन या उत्पादन या वितरण और अन्य कृषि 
सहकारी समिति का राज्य सहकारी संघ, 
*» ऋण या विपणन या उत्पादन या वितरण और अन्य कृषि कार्य की 
जिला, मण्डल और प्राथमिक सहकारी समिति। इसमें गन्‍नजा संघ भी 


शामिल है, 





47 


*» ऋण, सेवा, विविध-उपयोग, गन्‍कना, सिंचाई, खेती समिति और अन्य 
ग्रामीण कृषि समिति, 

*» राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 

» भारत सरकार, 

*» लोक वित्त संस्थाएँ, 

*» कोई भी सहकारी समिति जो इफ्को के विकास को आगे बढ़ाने का 
कार्य कर सकती हो। 

भारत में इफ्को का कार्य क्षेत्र पाँच मण्डलों के ग्यारह क्षेत्रीय 
कार्यालय के माध्यम से 460 जिलों में फैला हुआ है जो निम्न है- 


भारत में इफको का कार्यक्षेत्र - वर्ष ]998-99 एवं 4999-2000 


राज्य/क्षेत्रीय. कार्यालय जिले 


क. उत्तर मण्डल 


जम्मू एवं कश्मीर(3) जम्मू, कठुआ, उधमपुर 

हरियाणा(2 0) 

हिसार(5) हिसार, सिरसा, भिवानी, जिन्द, फतेहबाद 
करनाल(7) करनाल, पानीपत, कैथल, कऊरूक्षेत्र, अम्बाला, 


यम्ुनापार, पंचकुला 

गुड़गाव (8) गुड़गाव, रेवाड़ी, मडेन्द्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, 
सोनीपत, दिल्‍ली, और झज्जर 

पंजाब(4 7) 


अमृतसर(2) अमृतसर, गुरदासपुर 





48 


भटठिण्डा (4) 
जालन्धर(4) 
लुधियाना (3) 
पटियाला (2) 


अबोहर(2) 


राजस्थान (3 2) 


अजमेर(8) 


कोटा (7) 


श्रीगंगानगर(4) 


उदयपुर(6) 


हिमाचल प्रदेश(॥ 2) 


शिमला (। 2) 


ख. 
उत्तर प्रदेश(8 3) 


आगरा (7) 


भटिन्डा, फरीदकोट, मानसा, मोगा 
जालन्धर, होशियारपुर, कपूरथला, नवाबशहर 
लुधियाना, फतेहगढ़, साहिब, रोपड 
पटियाला, संगरूर 


फिरोजपुर, मुक्‍्तसर 


दौसा, जयपुर, झुन्झुन, सीकर, अलवर, अजमेर, 
भरतपुर, धोलपुर 

कोटा, बारन, झालावाड़, बुन्दी, टोंक, 
सवाईमाधोपुर, करोली 

श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ 
उदयपुर, डुंगरपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, जालौर, 


पाली, सिरोही, नागौर 


शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्‍नौर, विलासपुर, 
हमीरपुर, मण्डी, कुल्लु, उना, कांगड़ा, 
चम्बा, लाकहौल, स्पिति 


उत्तर मध्य मण्डल 


आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, मेनपुरी, 


फिरोजाबाद, हाथरस 








49 


लखनऊ5(6) 


वाराणसी (। 0) 


कानपुर(6) 


झांसी (7) 


_>हल्दवानी (6) 


मुरादाबाद (5) 


गोरखपुर(7) 


बरेली (4) 


फेजाबाद (8) 


इलाहाबाद (4) 
मेरठ(5) 


सहारनपुर(8) 


बिलहार(5 5) 


मुजफ्फरपुर(9) 


लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, उनाव, सीतापुर, लखीमपुर, 
खेरी 

बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, 
भदोई, चन्दोली, मऊ, आजमगढ़ 

कानपुर(3), कानपुर(द), इटावा, फारूखाबाद, कन्नौज, 
औरइया 

झांसी, ललितपुर, महोबा, जालीन, हमीरपुर, बान्‍न्दा, 
चित्रकूट 

उधुमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वरी, 
चम्पावट 

मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीड़ी, ज्योतिबा फूले नगर 
गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, 
संत कबीर नगर, खुशी नगर 

बरेली, बादायु, पिलीभित, शाहजहांपुर 

फेजाबाद, गोन्डा, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर 
नगर, बलरामपुर, शेराबस्ती 

इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी 

मेरठ, ब्रुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत 
सहारनपुर, हरिद्धार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, 


मुज्फ्फरनगर, चमोली, रूद्रप्रयाग 


मुजफ्फरपुर, सीतामढी, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम 


चम्पारन, 








50 


गया(। 8) 


बेगूसराय (। 2) 


रांची (। 6) 


गण. 
महाराष्ट्र (3 3) 


औरंगाबाद (8) 
नागपुर( 0) 


नासिक(6) 


पूना(4) 
कोल्हापुर(5) 


मध्यप्रदेश (64) 
इन्दौर(6) 
उज्जैन (6) 


सिवान, सरन, सिहौर, गोपालगंज 

गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, नवादा, नालनन्‍दा, 
लेखीसराय, शेखपुरा, मुगेर, जमोई, दयोगढ्, दुमकर, 
साहेबगंज, गोदा, पाकुर, बंकर, भागलपुर, पटना 
बेगूसराय, खगरिया, दरबंगा, पुरनिया, ओरिया, किशनगंज, 
कठियार, सारसा, सौपाल, माधेपुरा, समस्तीपुरा, 
मधुबनी 

रांची, जगुमला, लौहाडगा, सिंहभूम (पूर्वी) कैमूर, सिंहभूमि, 
(पश्चिम), बोकारो, धनबाद, पलमाऊ, गरवा, औरंगाबाद, 


सासाराम(रोहतास) 


पश्चिम मण्डल 


औरंगाबाद, जालना, बिड, लातूर, परबनी, नादेड, 
औसमानाबाद, हिंनगोली 

नागपुर, वारदाह, योत्मल, बान्दरा, अमरावती, अकोला, 
बुलदाहाना, चन्द्रापुर, गदचीरोली, वाशीम 

नासीक, धुले, जलगांव, अहमदनगर, थान, नन्‍्दरवार 
पूने, सातारा, सोलापुर, रायगढ़ 


कोल्हापुर, सांगली, सिन्धुदुंग), रतनगिरी, गोवा राज्य 


इन्दौर, धार, खारगोन, खंडवा, झबूआ, बरवानी 


उज्जैन, देवाश, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच 


सरदआाजमाााताला शत शासता> सफर प व वर्क ना ८ स >पकाप आकार भार उमर क्रका का न अ कालापन पास उन ॥न+ कपालस सर लल पर मास मास पारा के असाााुकध काए दमन पिन वेकर।घमतरसात बा अत धन भक ७४०८० ० बाधक धर दवा भू दूतल5 आम अ थाम दल ला 


5] 


होशंगाबाद (8) 


ग्वालियर(7) 


जबलपुर(। ) 


रायपुर(9) 


रेवा(7) 
विलासपुर(7) 


गुजरात (। 8) 
सूरत(3) 
वडोदरा (5) 
महसाना (3) 
राजकोट(4) 


जूनागढ़(3) 


घ.पूर्वी मण्डल 
आसाम ( ) 
गुवाहटी( ) 
उड्डीसा (3 0) 


भ्रषुवनेश्वर(। 5) 


भोपाल, होशंगाबाद, बेतुल, वीदीसा, सेहोर, रायसन, 
राजगढ़, हल्दा 

ग्वालियर, मोरेना, भिण्ड, इतीया, गूना, शिवपुरी, 
सियोपुरकंला 

जबलपुर, छिन्दवारा, बालाघाट, सियोनी, मांदला, नरसिंहपुर, 
दिदोरी, सागर, टिकमगढ़, दामोह, कटनी 

रायपुर, महासमंद, धमतरी, दुर्ग, राजनंदगांव, कवारधा, 
जगदलपुर, कंकड़, दंतेवाड़ा 

रेवा, सतना, सिद्धी, पन्‍ना, छत्तरपुर, सादोल, उमरिया 
बिलासपुर, अम्बीकापुर, ययगढ़, जन्जंगीर, कोरबा, जसपुर, 


कोरिया 


सूरत, भारूच, बलसाड 
वडोदरा, खेडा, गांधीनगर, पंचमहल, अहमदाबाद 
मेहसना, सावरकन्टा, बनासकंटा 

राजकोट, जामनगर, कच्छ, सुरेन्द्रगगर, 


जूनागक, भावनगर, अमरेली 


जुवाहटी 


पुरी, खुर्दा, नयागढ़, कटक, केद्रापारा, जगतसिंहपुर, 





52 


सम्बलपुर(] 5) 


जाजपुर,बालासौर, भद्रक, गंजम, कार्योझर, धनकनाल, 
अंगुल, मयूरभंज 

सम्बलपुर, भरगढ़, बोलानगिर, सुवर्णापुर, सुन्दरगढ्, 
कालाहडांडी, नौयपाड़ा, फूलबनी, कोरापूट, नवरंगपुर, 


मल्कानगिरी, रायगढ़, बौद्ध, देवगढ़, झारसूगूद्ा 


पश्चिम बंगाल (] 7) 


बरदवान (3) 
मिदनापुर(4) 


कृष्णगनगर(4-) 


डन्दाशक्षिण मण्डल 


कर्नाटक (2 7) 


हसन(१ 2) 


हुबली (8) 


होसपेट(7) 


तमिलनाडु (2 3) 
वेल्लोौर(6) 


बर्दवान, वीरभूम, हुगली 
मिदनापुर, बंकुरा, पुरूलिया एवं हावड़ा 
मुर्शिदाबाद, नांडेआ, उत्तर दिनाजपुर, जलपाडइगुड़ी, दार्जिलिंग 


एवं कूच-बिहार 


बंगलौर, अरबन और रूरल, माण्डेया, ट्रमकुर, कोलार, 
मैसूर, हसन, चिकमंगलूर, कुर्ग, दक्षिण कनारा, 
चमराजननगर, उदुपी 

बेलगांव, धरवाड़, शिमोगा, उत्तरकनारा, चित्रदुर्ग, गडग, 
हवेरी, देवनागिरी 

बलेरी, रायचरु और कोपल, ग्रुलबर्ग, बिदर, बीजापुर 


और बागलकोट 


वैललोर, टी.वी. मलाई कांचीपुरम, तअिवैल्लुर, कुडालोर, 


_______ विललुपुरम__________्___़््यऊख़़़़्ू 





53 


जतअिची(।4) 


कोयम्बटूर(6) 


आबन्ध्र प्रदेश(। 5) 


विजयवाड़ा (9) 


नेलौर(6) 


केरल (॥ 3) 
कोचीन (। 3) 


त्रिची,पेदमवैल्लुर, कैरूर, पुदुकोटाई, नागापट्डनम, तंजावूर, 
गदुरै, तिरूवरूर, डिन्डीगल,तैनी, शिवानगंगा 
कोयम्बटूर, नीलगिरी, इरोड, सेलम, नमक्कल और 


धर्मापुरी 


पश्चिम गोदावारी, कृष्णा, गुनटू्र, नलगोंडा, वैरंगल, 
करीमनगर, आर.आर, जिला, 
मेंडक, निजामाबाद 


अनन्तपुर, चित्तूर, कोडपा, कुरनूल, नलल्‍लौर, प्रकाशम 


पथनामथिट्टा, कोलाम, त्रिवेन्द्रम, इदुक्की, वाईनाड, 
कैलीकट, एरनकुलम, अलेप्पी, त्रिचूर, पालघाट, 


मालापुरम, करूर 


कुल जिले - 460 


इफको (कच्चा सामग्री) एक अवलोकन 


([.029705 7700 (२४७ )४४७१9]5)) 


कच्चे माल की प्राप्ति (ए70९ए शाला 0 रए 'ैवांथ+5) 


डइफको एक उर्वरक संयत्र इकाई है जिसे निम्नलिखित 


कच्चे माल की आवश्यकता है ४- 


। -फॉस्फोरिक एसिड ((॥059070 20८0) 





54 


2.पोटॉश (?008५॥) 

3 .अमोनिया (4॥॥70॥9) 

4.यूरिया ((768) 

५ फिलर (८) 

।. फॉस्फोरिक एसिड (एप्त08एप्रतारा2 ७८770) :- यह एक मुख्य आयातित 
कच्चा माल है। यह निम्न देशों से मँगाया जाता है :- 

। .ट्यूनिसिया (एफ्रा॥9, /१08) 

2.टम्पा ([थ्आा०8, 70704) 

3.सेनेगल ($8॥62०) 

4.मोरक्‍्को (00०००) 

फॉस्फोरिक एसिड द्रव के रूप में है, यह हमारे देश में बहुत ज्यादा 

मात्रा में नहीं है, इसलिए हम इसका आयात उपरोक्त वर्णित देशों से करते 
हैं। यह कच्चा माल समुद्र के रास्ते जहाज द्वारा इफको तेल जेट्डी पर 
पहुँचता है। लगभग 6-7 वर्ष पहले इफको ने अपना तेल जेट्ठी का निर्माण 
किया हछै, पूर्व में फासफोरिक एसिड से लदे हुये जहाज कान्‍न्डला बन्दरगाह 
पर पहुँचते थे और वहाँ से तेल टैंकरों में लोड छोता था तथा वहाँ से ये 
तेल टैंकर कान्‍न्डला संयत्र को फॉस्फोरिक एसिड पह्ुँचाते थे। पुराना कच्चा 
माल (फॉस्फोरिक एसिड) प्राप्त करने का तरीका काफी महाँँगा था क्योंकि 
कान्डला बन्दरगाह एक बहुत ही व्यस्त बन्दरगाहों में से एक है, वहाँ पर 
खाली जगह मिलना काफी कठिनाई का काम था। जब तक बन्दरगाह 
खाली नहीं होता तब तक जहाज समुद्र में ही खड़े रहते थे तथा जब जगह 
मिलती थी तब जहाज किनारे पर पहुँच पाते थे। इससे सिपिंग कम्पनी को 
काफी डेमरेज चार्ज देना पड़ता था क्‍योंकि जब जहाज अपने डेस्टिनेशन पर 


पहुँच जाते हैं तब एक निश्चित समय के अन्दर ही उस पर से सामान 





55 


उतार किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर अतिरिक्त चार्ज देना 
पड़ता है। इफको ठेकेदारों से ठेके पर तेल टैंकर लेकर बन्दरगाह से संयत्र 
तक फॉस्फोरिक एसिड लाता है जिससे कीमत बहुत ऊँची हो जाती हकै। अब 
इफको की अपनी तेल जेड्डटी बन जाने से जहाज को निश्चित समय में 
खाली करना आसान हो गया है। अपनी पाइप लाइन बन जाने से 
सीधे जहाज से फॉस्फोरिक एसिड भण्डार टैंक तक पहुँचा दिया जायेगा। 
इफको ने काफी ज्यादा भनन्‍्डारण क्षमता रखने वाले फॉस्फोरिक एसिड 
भण्डार का निर्माण किया है, अब पर्याप्त मात्रा में भण्डार रखा जा सकेगा 


ताकि उत्पादन में रूकावट न आ सके। 


2. पोटाश (?0॥५5प0) +- पोटींश का आयात भी बाहर से होता है। जो देश 
पोटेशियम की आपूर्ति इफको काण्डला को करते हैं उनके नाम नीचे दिये 
गये हैं :- 

। "कनाडा ((७॥909) 

2.जर्मनी (60ग्राक्षा५) 

3 .जार्डन (॥00था) 

4..रूस (रेप559) 

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि इफको की अपनी तेल जेट्टी 

है लेकिन उसमें बाहरी देशों से आया हुया पोर्ठेश का भण्डारण नहीं हो 
सकता है क्योंकि पोठाश का रूप ठोस होता है। पोटेशियम बहुत जयादा 
मात्रा में मँगाया जाता है और यह बहुत आवश्यक है क्योंकि 'शशरट्‌ की 
हमेशा मांग रहती है। वैसे पोटेशियम का भन्‍्डारण भी फॉस्फोरिक एसिड 
की ही तरह होता है जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड का भन्‍्डारण होता है। 
कान्डला बन्दरगाह की जेड्डी से पोटाश इफको द्वारा तय किए हे ट्रकों से 





56 


लाद कर ठेकेदारों द्वारा संयत्र तक पहुँचाया जाता है। तत्पश्चात्‌ पोटाश का 


भनन्‍्डारण विशेष रूप से बनाये गये पोटेशियम भन्‍्डार में किया जाता है। 


3. अमोनिया (“/५४0०0४५4) :: अमोनिया की जरूरत ' ?ए८£ के साथ-साथ 
047 के उत्पादन में भी पड़ती है, यह मुख्यतया उर्वरक बनाने वाली अन्य 
कम्पनियों जैसे कलोल, कृभकों, 50]770 आदि से रेल द्वारा मंगाया जाता 
है। जिन बैगनों में अमोनिया मंगायी जाती है उसका स्वामित्व इफको के 
(काण्डला, कलोल इकाई), 0]770८ तथा कृुभकों आदि को है। कभी-कभी 
अमोनिया का आयात लीबिया, कुवैत आदि देशों से किया जाता है। ये 
कान्डला बन्दरगाह पर पहुँचते हैं जहाँ से अमोनिया को टैंकरों द्वारा इफको 
के संयत्र इकाई तक पहुँचाये जाते हैं। अमोनिया एक बहुत डी खतरनाक 
पदार्थ है और इसके द्वुलाई के समय बहुत ही सावधानी की जरूरत होती 
है। सामान्य तौर पर अमोनिया का रूप (-)3 3" सेन्‍दटीग्रेट होता है, इसका 
भण्डारण विशेष तौर पर बनाये गये गैस चैम्बर में होता है जिसे 
हार्टनोस्फियर टैंक (प0रश"]२0४एप्रषद्रछ 74र7८) या एटमॉस्फरिक टैंक 
(&77/ 4 5एपाछारा0 ।शाट्‌) कहते हैं। दोनों टैकों में अन्तर यह है कि एटमॉस्फरिक 
टैंक के अन्दर का दबाव वातावरण के अनुरूप होता है जब कि हार्टलैस्फियर 
टैंक के अन्दर का दबाव अमोनिया के अनुरूप होता है। अमोनिया के 
भण्डार पाइपलाइन से जुड़े होते हैं, जिससे अमोनिया की आपूर्ति सीधे 
(-] (उत्पादन इकाई) को होती है। 

4.यूरिया (एारा0५) :- यूरिया का प्रयोग .एशए॒ट्‌ और 7 «7 दोनों के 
उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यूरिया का मुख्य 
आपूर्तिकर्ता इफकों की कलोल इकाई करती है। ज्यादातर यूरिया सड़क 
मार्ग से पहुँचायी जाती है। 





57 


5.फिलर (रातऋआर) :- फिलर एक ऐसा पदार्थ कै जिसका प्रयोग उर्वरक 
बनाते समय तत्वों के सन्‍्तुलन को बनाये रखने हेतु किया जाता है। 
उदाहरण के लिए अगर 70५87 का फार्मूला 48:46 है, इसका तात्पर्य यह 
कि की मात्रा 8% है तथा ? की मात्रा 46% है। इन दोनों पदार्थों के 
प्रतिशत मात्रा के सन्तुलन को बनाये रखने के लिए; फिलर की आवश्यकता 
पड़ती कै। यह एक विशेष प्रकार की रेत है। जो कच्छ के अन्जार (4०५7२) 
क्षेत्र से प्राप्त की जाती है तथा इसे सड़क मार्ग द्वारा ट्रक से लाया जाता 


ह्लै। 


किसानों की सेवा ४- 

कृषि विस्तार एवं उर्वरक उपयोग कार्यक्रम जिससे की विपणन कार्य 
को सम्पूर्ण गति मिल सकें। विभिन्‍न कार्यक्रम कृषि वैज्ञानिकों के देख-रेख 
में क्षेत्रीय, राज्य एवं मण्डल स्तर पर संचालित किए जाते हैं। जिससे कि 
किसानों को ज्यादा पैदावार के साथ उनका सही मार्ग दर्शन हो सके। 


इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम हैं :- 


संतुलित उर्वरक कार्यक्रम 
ग्रा्मों का अंगीकरण जिससे की उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास 
छो सके, 
किसानों को विभिन्‍न उन्नत कृषि संस्थान तथा शोध फार्मों का दौरा 
करना, 

* किसानो की आपसी बैठक और फसल कार्यशाला आयोजित कराना, 


स्वचालित मृदा परीक्षण तथा दृश्य-श्रव्य द्वारा ज्ञान। 





58 


इत्यादि द्वारा किसानों को बढ़िया उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु 
कार्यक्रम चलाये जाते हैं। यह्ठ कार्य इफको अपने शुरूआती समय से ही 
कर रही है इसी का परिणाम है कि इफको एक चोटी की उर्वरक सडकारी 
संस्था है। 

किसान सेवा हेतु इफको ने विगत पाँच वर्ष में विभिन्‍न व्यय किए 
हैं। जिनका विवरण निम्न लिखित है +- 


3२५॥ 7, 70 ४५॥२१५॥॥२७ 


>>फ्ुथाशांपा6 (॥१5४ ॥ [.8८॥) 


परणाश 96-97 १7-98 98-99 99-2000 | 2000-0 


2/200]घ87२ 67 


उपाए ]0 


(>2]मसाछार ?२५५ 
>[२(००/८२ ०0? 


[08 / ए78 


082 20। 4093 0] 





59 


पुरस्कार :- इफको की विभिन्‍न इकाईयों को उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन के 


लिए विभिन्‍न पुरस्कार से सुशोभित किया गया है :- 


कलोलः- 


फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा उसके सम्पूर्ण प्रदर्शन के 
आधार पर सात पुरस्कार दिये गये। 

औद्योगिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने दो पुरस्कार दिये हैं। 
फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इण्डिया ने नई पद्धति के लिए कलोल 
यूनिट को पुरस्कृत किया है। 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, शिकागो ने सुरक्षा के उपाय के लिए कलोल 
इकाई को पुरस्कार प्रदान किया है। 


फूलपुर ४- 


एन पी सी द्वारा उत्पादकता के लिए पुरस्कार। 

भारत सरकार द्वारा सुरक्षात्मक उपाय के लिए पुरस्कार। 
फर्टिलाइजर एशोसिएशन द्वारा सम्पूर्ण प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार। 
नई पद्धति के लिए फर्टिलाइजर एशोसिएशन द्वारा पुरस्कृत | 

यष्ट्रीय उर्जा संरक्षण पुरस्कार। 

फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षक 


पुरस्कार। 


आँवला ४- 


भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ परियोजना कार्यान्वयन का द्वितीय 


पुरस्कार। 


उर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार। 


कॉडला ४- 


* राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुम्बई भारत सरकार द्वारा सुरक्षा पुरस्कार। 





60 


* गुजरात सुरक्षा परिषद, बड़ोदरा द्वारा तेइस सुरक्षा पुरस्कार। 
* राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उन्‍नीस सुरक्षा 
पुरस्कार | 
* फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा सम्पूर्ण प्रदर्शन के 
आधार पर छह पुरस्कार। 
उपरोक्त पुरस्कारों से इन इकाईयों को इनके आरम्भ होने के बाद 
इनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार इफको के 
कार्य निष्पादन और उन्नति की बात अपने आप कहते हें। 
आई एस ओ - 9०02 - गुणवत्ता मानदण्ड :- इफको ने आरंभ 
से ही “गुणवत्ता” पर विशेष ध्यान दिया है और उत्पादन से लेकर विपणन 
तक सभी कार्य क्षेत्रों में गुणवत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के 
प्रयास किए हैं। उर्वरक उद्योग में कलोल इकाई को सबसे पहलें अगस्त, 
।996 में आई एस ओ - 9002 का अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र मिला जो 
उत्पादन, इंस्टालेशन और सेवाओं के क्षेत्र में गुणवत्ता का प्रतीक हैं। इस 
इकाई को इसके क्वालिटी सिसस्‍टरमों के लिए अगस्त, 999 में ब्यूरो 
वैरिटास क्वालिटी इन्टर नेशनल (8५0]) द्वाया पुनः प्रमाणित किया गया। 
विपणन प्रभाग को भी “उर्वरक का विपणन, सहकारिताओं को मजबूत 
बनाने तथा किसानों एवं ग्रामीण समुदाय को सेवाएं प्रदान करने” के लिए 
जून, 4998 में बी वी क्यू आई द्वार आई एस ओ 9002 के लिए 
“अनुमोदन का प्रमाण-पत्र” प्रदान किया गया है। 
नये मिलेनियम की पूर्व सन्ध्या पर इफको की आँवला इकाई भी 
कलोल और विपणन इकाईयों के साथ आई एस ओ, 9००2 प्रमाण-पत्र 
प्राप्त करने वाली इकाईयों मे शामिल डो गई है। इफको की आंवला इकाई 
को मैसर्स के पी एम जी, क्वालिटी रजिस्ट्रार जो कि डच काउंसिल से 





6/ 


मान्यता प्राप्त हैं, ने 3॥ दिसम्बर, 7999 को आई एस औओऔओ - 9002 


प्रमाण पत्र प्रदान किया। 


आई एस ओ - 4400व - ब्रेहतर पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता +- 

आई एस ओ - व4007 प्रमाण-पत्र, पर्यावरण प्रबंध और 
प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के विशेष गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले 
संयंत्र को प्रदान किया जाता है। इफको अपने संयंत्रों में अत्याधुनिक 
टेक्नालॉजी को अपनाने और प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों का स्तर सांविधिक 
प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्तरों से काफी नीचे रखने में सबसे आगे रही 
है । 

डइफको के सभी संयंत्रों में आई एस ओ - 4400व मानकों 
के कार्यान्वयन और प्राधिकृत एजेंसियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का कार्य 
काफी हद तक पूरा हो गया है। संयंत्रों में प्रदूषण नियन्त्रण के अलावा, 
इफको ने अपनी फेैक्ट्रियों / ठाउनशिप में घरेलू सिवरेज के उपचार की 
सुविधाएं उपलब्ध कराने, पेड़-पौधे लगानें तथा हरित पटुटी के विकास 
करने आदि पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि पर्यावरण को साफ सुथरा 


रखा जा सके। 


आँवला विस्तार परियोजना :- 

यह परियोजना दिसम्बर, 4996 में पूरी हुई तथा इसमें 
व्यावसायिक उत्पादन 25 दिसम्बर, 4996 से आरम्भ हो गया। परियोजना 
की खास बात यह रही कि यह अनुमानित लागत (रूपये 960 करोड़) से 
5 करोड़ की बचत में पूर्ण हुई। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से आऑँवला 


इकाई की यूरिया उत्पादन की क्षमता 77.07 लाख टन वार्षिक हो गई। 





62 


इस परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने यष्ट्र 
को 29 मई, 4997 को समर्पित किया। 


कलोल विस्तार परियोजना ४- 

यह विस्तार परियोजना अगस्त, 4997 में पूर्ण हुई। इस 
परियोजना में रूपये 49.7 करोड़ रूपये खर्च हुए। इसकी तकनीकी में 
सुधार किया गया। इस इकाई की यूरिया उत्पादन क्षमता 3.96 लाख टन 
से बढ़कर 5.45 लाख टन डो गई। इस परियोजना को ग्रुहमंत्री, भारत 
सरकार श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 2 अगस्त, ॥998 को राष्ट्र को 


समर्पित किया। 


फ्लपुर विस्तार परियोजना :- 
विस्तार परियोजना दिसम्बर, 997 में पूर्ण हुई और इसमें 


व्यावसायिक उत्पादन 22 दिसम्बर, 997 से आरम्भ हुआ। इसकी यूरिया 
उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता 8.53 लाख टन प्रतिवर्ष हो गई। इस 
परियोजना पर 4490 करोड़ रूपये खर्च हुए। इफको फूलपुर नेफ्था पर 


आधारित अमोनिया-यूरिया का विश्व में सबसे बड़ा संयंत्र हछै। 


काण्डला विस्तार परियोजना +- 

इस परियोजना ने व्यावसायिक उत्पादन 5 अगस्त, 4999 
को आरम्भ किया। काण्डला विस्तार परियोजना अपने अनुमानित लागत 
रू0 22.2 करोड़ के मुकाबले रू0 205.3 करोड़ में पूरी हुई। इस 
परियोजना को 49 दिसम्बर, 4999 को गृहमंत्री, भारत सरकार श्री लाल 


कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्र को समर्पित किया। 





63 


आरम्भ से ही इफको, अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से 
किसानों को सूचनायें और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अथक प्रयास 
करती आ रही है। समिति सहकारिता की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए शिक्षण और संवर्द्धनात्मक कार्यक्रम जैसे - फसल प्रदर्शन, 
क्षेत्र-दिवस, किसान सभाएं, बीज बहुलीकरण, ग्राम अंगीकरण, फसल 
गोष्ठी आदि विशेष अभियान चलाती है। 

समिति देश भर में फैले हुए 67 किसान सेवा केन्द्रों के मा 
यम से किसानों की सेवा करती है। ये लघु और सीमांत किसानों को एक 
ही स्‍थान पर महत्वपूर्ण कृषि आदान और तकनीकी मार्ण निर्देशन 
उपलब्ध कराते हैं। उच्च तकनीकी कृषि के विभिन्‍न पहलुओं से सम्बन्धित 
विविध परियोजनाएँ जैसे - ड्रिप सिंचाई, जैव कीटनाशक, जैव-उर्वरक, कृषि 
में प्लास्टिक का उपयोग, कृषि उपकरण, जल प्रबंध, बंजर भूमि विकास, 
माइक्रो सिंचाई आदि भी चलाई गई है। 

इफको का प्रमुख लक्ष्य है देश में सहकारिता के तंत्र को 
मजबूती प्रदान करना। इफको नई सहकारी द समितियों को नियमित रूप से 
लाभांश और संरक्षण छूट दे रही है ताकि वे और सुदृढ़ हो सकें। 





64 


इफको एक अवलोकन 
(4 ९25४९ डाएव५४ ०0 777९0) 


इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) के 
इस रिपोर्ट में समिति द्वारा वर्ष 2000-200व| के दौरान किये गये कार्यो 
का विवरण, वर्ष 200-2002 के कार्यो की समीक्षा तथा आगामी वर्ष 
2002-2003 के दौरान चलाई जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों के 
साथ-साथ विकास योजना “मिशन-2 005” की मुख्य विशेषताओं का 
विवरण दिया गया है। 
कार्यचालन परिणाम 

नई सहसत्राब्दि के प्रथम वर्ष 2000-0व के दौरान इफको ने 
एक ही वर्ष में उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में 50 लाख टन का आंकड़ा 
पार कर लिया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा 
प्राकृतिक गैस की अपर्याप्त आपूर्ति और 26 जनवरी, 200व को ग्रुजरात 
में आए भीषण भूकम्प के कारण 2 माह तक कांडला इकाई में उत्पादन 
बंद होने के बावजूद इफको की इकाईयों ने वर्ष 2000-0व के दौरान 
52.37 लाख टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया। साथ ही, समीक्षा८ 
ग्रीन वर्ष में विपणन के मोर्चो पर अपने पिछले सभी रिकार्डों को तोड़ते हुए 
समिति ने 55.09 लाख टन उर्वरक सामग्री की सर्वाधिक बिक्री की। 

समिति ने वर्ष 2000-0व के दौरान 234.00 करोड़ रूपये का 
कर-पूर्व लाभ अर्जित किया। आयकर के लिए प्रावधान/भ्रुगतान के लिए 2. 
93 करोड़ रूपये, पूंजी प्रत्यावर्तन निधि के लिए 4.27 करोड़ रूपये के 
अंशदान और दान के लिए 42.45 करोड़ रूपये को हिसाब में लिए जाने 


के बाद बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 4984 की धारा 60 





65 


की शर्तों के अनुसरण में आबंटन योग्य निवल लाभ 247.35 करोड़ 


रूपये बैठता है, जिसका निम्नानुसार विनियोजन करने का प्रस्ताव है : 





(करोड़ रूपये में 

विनिय के लिए उपलब्ध निवल लाभ 24]7.35 
बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 4984 
वि अनुसरण में) 
घटाएं : प्रस्तावित विनियोजन 
3.. समिति के उपनियम 560) 

के अनुसरण में आरक्षित निधि 65.27 
2. सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान 

के लिए प्रावधान 2.]77 67.38 
3. बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी 

अधिनियम, 4984 के अनुसार 

वितरण योग्य लाभ ]49.97 

प्रदत्त इक्चिटी के 2 प्रतिशत की दर से 

प्रस्तावित लाभांश * के लिए प्रावधान 50.43 
5. सामान्य आरक्षित निधि (बकाया) 99.84 


(*प्रस्तावित लाभांश वितरण योग्य लाभ का 33.42 प्रतिशत है।॥) 


शेयरपूंजी और सदस्यता 
3 मार्च, 2004। को समिति की शेयरपूंजी 447.-72 करोड़ 
रूपये हो गई जबकि 37 मार्च, 2000 को यह 404.22 करोड़ रूपये 


थी। 3व मार्च, 200॥ को सदस्य समितियों की कुल संख्या 35,973 हो गई 





66 


जबकि 37 मार्च, 2000 को यह संख्या 35,628 थी। समिति की 
शेयरपूंजी में हुई यह वृद्धि सदस्यों की संख्या के बढ जाने और कुछ सदस्य 
समितियों द्वाय अपना लाभांश इफको की शेयरपूंजी में पुनर्न्विश करने 


कारण संभव हुई है। 


लाभांश 

प्रदत्त इक्चिठी पर 42 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से लाभांश के 
भ्रुगतान की सिफारिश की है हालांकि पिछले वर्ष 40 प्रतिशत की दर से 
लाभांश का श्रुगतान किया गया था। यह लाभांश उन सभी समितियों को 
दिया जाएगा जिनके नाम 37 मार्च, 2004। को समिति के सदस्यता 


रजिस्टर में थे। 


दान 

26 जनवरी, 200व को गुजरात राज्य में एक भयंकर भूकम्प 
आया था जिससे राज्य के विभिन्‍न भागों विशेष रूप से कच्छ क्षेत्र के गां६ 
गरीधाम, अंजार, आदिपुर और भचाऊ में जान-माल की भारी क्षति हुई। 
इफको के कांडला (कच्छ क्षेत्र में) स्थित एन पी के/डी ए पी संयंत्रों (कच्छ 
क्षेत्र में स्थित) को भी भारी क्षति पहुंची थी जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र 
लगभग 2 माह के लिए बन्द रखना पड़ा। कलोल संयंत्र को भी मामूली 
क्षति पहुंची थी। सौभाग्यवश इफको संयंत्रों में कोई जन-हानि नहीं हुई। 
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने की अपनी 
नीति के अनुसरण में समिति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 50 
लाख रूपये का अंशदान किया। इसके अतिरिक्त समिति ने बड़े पैमाने पर 


कांडला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सीधे राहत पहुंचाई और 


67 


पुर्नस्थापना कार्य किये। समिति ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, 
छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोर्षों में सूखा 
राहत कार्यो के लिए भी 0-40 लाख रूपये का अंशदान किया। समिति 
ने भारतीय रसायन इंजीनियर्स संस्थान को एक आधुनिक संदर्भ पुस्तकालय 
और तकनीकी केन्द्र स्थापित करने के लिए 30 लाख रूपये का दान किया 


है। 


किसान सेवा निधि 

समिति ने किसान सेवा निधि (के एस एफ) नाम से एक धमरर्थि 
न्यास की स्थापना की है। यह न्यास बाढ़, भूकम्प, तूफ़ान, अग्नि, 
भू-स्खलन और सूखे इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 
व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का कार्य करेगा और गुजरात के भूकम्प 
पीड़ितों के लिए पुनर्वास व पुनर्निर्माण का कार्य करेगा। इस निधि से 
कल्याण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और जरूरतमंद किसानों को आवश्यक 
स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के 
अन्तर्गत जरूरतंद किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी 
योजनाएं चलाई जाएंगी। 

इस न्यास का संस्थापक होने के अलावा, इफको ने गुजरात के 
भूकम्प पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए इस न्यास में 0 कररोड़ 
रूपये की राशि का आंदान किया है। इफको के कर्मचारियों ने भी किसान 
सेवा निधि में एक करोड़ रूपये का अलग से अंशदान किया है। इफको 
के निदेशक मंडल के सदस्यों ने भी एक दिन की अपनी सिटिंग फीस इस 
कोष में दी है। 


दीघविधिक आधार पर राहत कार्यों में अपनी योगदान करने की 





68 


दृष्टि से इफको अपने लाभ में से प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपये की राशि 
किसान सेवा निधि में देगी। अन्य सहकारी समितियों जैसे कृभकों, एन सी 
यू आई, नैफेड, महासंघों और प्राथमिक सहकारी समितियों से भी किसान 
सेवा निधि में स्वैच्छिक रूप से अंशदान करने और किसान सेवा निधि की 
धर्मार्थ गतिविधियों में सहयोग करने के लिए आग्रह किया है। 


उत्पादन कार्यनिष्पादन 

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस की 
अपर्याप्त आपूर्ति और 26 जनवरी, 2007। को आए भीषण भूकम्प के 
कारण कांडला संयंत्र को बंद रखने के कारण हुई उत्पादन हानि के बावजूद 
इफको ने 52.37 लाख टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया, जबकि गत 
वर्ष 52.76 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था। सामग्रीवार, 
इफको संयंत्रों ने आलोच्य वर्ष के दौरान 35.34 लाख टन यूरिया और 
7.03 लाख टन एन पी के / डी ए पी का उत्पादन किया। आलोंच्य वर्ष 
के दौरान इफको संयंत्रों ने पुर्नर्निधारित क्षमता के आधार पर नाइट्रोजीनस 
उर्वरकों के मामले में क्षमता का 00 प्रतिशत और फास्फेटिक उर्वरकों के 
मामले में 748 प्रतिशत क्षमता उपयोग किया जबकि अखिल भारतीय 
क्षमता उपयोग नाइट्रोजीनस उर्वरकों के मामले में लगभग 94 प्रतिशत 
और फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में 79 प्रतिशत रहा। इफको ने वर्ष 
2000-07 के दौरान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में “एन” के रूप में लगभग 
7.4। प्रतिशत और पी, ओ,? के रूप में 47.7 प्रतिशत का योगदान 
किया। 


कलोल इकाई 


कलोल इकाई ने वर्ष 2000-07 के दौरान 3.03 लाख टन 





69 


अमोनिया और 4.88 लाख टन यूरिया का उत्पादन करके, अमोनिया के 
मामले में 83.5 प्रतिशत और यूरिया के मामले में 89.6 प्रतिशत क्षमता 
का उपयोग किया। वर्ष 4975 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने 
से लेकर 7 जनवरी, 2004 तक कलोल इकाई ने 400 लाख टन यूरिया 
का उत्पादन कर लिया है। इसके अलावा, इस इकाई द्वाया वर्ष 2000-07 
के दौरान 2880 टन लिव्चिड कार्बन डाइ-आक्साइड और १30 टन ड्राड 
आईस का उत्पादन भी किया गया। 

इफको कलोल इकाई को, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
उर्वरक के क्षेत्र में ऊर्जा के श्रेष्ठ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार 


“राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2000? प्रदान किया गया। 


फूलपुर यूरिया काम्पलैक्स 
फूलपुर इकाई- 

आलोच्य वर्ष के दौरान फूलपुर इकाई-ी के अमोनिया और 
यूरिया संयंत्रों ने 3.02 लाख टन अमोनिया और 5.20 लाख टन यूरिया 
का उत्पादन किया और क्षमता का क्रमशः ॥02 प्रतिशत और १07 
प्रतिशत उपयोग किया। 
फूलपुर इकाई-ना 

वर्ष 2000-0 के दौरान फूलपुर इकाई- 7 ने 5.02 लाख टन 
अमोनिया ओर 8.54 लाख टन यूरिया का उत्पादन करके अमोनिया के 
मामले में 04 प्रतिशत और यूरिया के मामले में 700 प्रतिशत क्षमता 
उपयोग किया। 

आलोच्य वर्ष के दौरान फूलपुर की दोनों इकाईयों ने कुल 


मिलाकर 43.74 लाख टन यूरिया का उत्पादन किया। फूलपुर इकाई- 





70 


और 7 ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से लेकर मार्च, 2007 


तक 30 लाख टन यूरिया का कुल उत्पादन किया है। 


आंवला यूरिया काम्पलेक्स 
आंवला इकाईनी 

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वाया प्राकृतिक गैस 
की अपर्याप्त आपूर्ति के बावजूद आंवला इकाईनां ने वर्ष 2000-0॥ के 
दौरान 5.04 लाख टन अमोनिया और 8.44 लाख टन यूरिया का 
उत्पादन करके अमोनिया और यूरिया के मामले में क्रमशः 02 प्रतिशत 
और 95 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। 
आंवला इकाईन्न 

वर्ष 2000-0व के दौरान आंवला इकाई-ग के अमोनिया और 
यूरिया संयंत्रों ने 5.2. लाख टन अमोनिया और 8.52 लाख टन यूरिया 
का उत्पादन करके वर्ष 999-2000 के दौरान 8.44 लाख टन यूरिया 
के अपने सर्वाधिक उत्पादन के पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया। इस इकाई 
ने वर्ष 2000-0व7 के दौरान अमोनिया के मामले में 05 प्रतिशत और 
यूरिया के मामले में 0व प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। आवंला की 
दोनों इकाईयों ने आलोच्य वर्ष के दौरान 6.72 लाख टन यूरिया का 


उत्पादन किया। 


कांडला इकाई 
26 जनवरी, 200व7 को गुजरात राज्य में आए भारी भूकम्प के 
कारण कांडला संयंत्र को पहुंची क्षति की वजह से इसे मरम्मत और 


पुर्नस्थापना कार्य के लिए लगभग 2 माह तक बन्द रखना पड़ा था। इसके 





7] 


बावजूद कांडला संयंत्र ने वर्ष 2000-0व7 के दौरान 47.03 लाख टन एन 
पी के/ डी ए पी का उत्पादन किया। यह उत्पादन 7?,0, के रूप में 6.64 
लाख टन तथा समग्र उत्पादन क्षमता उपयोग के 448 प्रतिशत के बराबर 
है। 

कांडला इकाई को दिसम्बर, 2000 में फर्टिलाइजर एसोसिएशन 
ऑफ इंडिया (एफ ए आई) से “सुरक्षा में श्रेष्ठता पुरस्कार”, वर्ष 
997-98 (2000-07 में घोषित) के लिए “राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार”? 
तथा अमेरिका की टष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ से “इंडस्ट्री लीडर अवार्ड” प्राप्त 


हुए। 


विपणन 

वर्ष 2000-0व के दौरान देश में मौसमी परिस्थितियाँ प्रतिकूल 
रहीं । परिणामस्वरूप, देश में उर्वरकों की खपत में लगभग 9 प्रतिशत की 
कमी आई और यह वर्ष 999-2000 में 8.4 मिलियन टन पोषक 
तत्वों की तुलना में घटकर ॥6.6 मिलियन टन पोषक तत्व रह गई। 
उत्पादवार देखा जाए तो वर्ष 2000-07 के दौरान देश में यूरिया की 
खपत १9.2 मिलियन टन रहीं। जबकि वर्ष 999-2000 में यह 
20.2 मिलियन टन थी अर्थात इसमें 5 प्रतिशत की कमी आई। इसी 
अवधि में डी ए पी की खपत 5.7 मिलियन टन रही जबकि वर्ष 
।999-2000 यह 7 मिलियन टन थी अर्थात्‌ इसमें 49 प्रतिशत की 
कमी आई। 

उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया और डी ए पी की खपत में आई 
कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2000-0व7 के दौरान देश में एन पी के 


उर्वरक के उपयोग के अनुपात में असंतुलल और बढ़ गया तथा यहू 





72 


7.0 ४: 2.7 ५: ] हो गया जबकि 4999-2000 में यह 6.8: 2.8 : ॥ 
था। समिति ने अपने संवर्धन एवं विस्तार कार्यक्रमों को नई दिशा देते हुए 
किसानों को शिक्षित करने में उर्वरकों के संतुलित और कुशल उपयोग पर 
बल दिया ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और कृषि पैदावर को 
बढ़ाया जा सके। 

उर्वरकों की समग्र खपत में गिरावट के रूख के बावजूद समिति 
का बिक्री कारोबार बढ़ा और वर्ष 2000-0व के दौरान इफको ने 55.40 
लाख टन उर्वरकों की अब तक का सर्वाधिक बिक्री की। यह बिक्री गत वर्ष 
।999-2000 की 5व.72 लाख टन उर्वरकों की बिक्री की तुलना में 7 
प्रतिशत अधिक है। उत्पादवार देखा जाए तो वर्ष 2000-07 के दौरान 
इफको ने 36.04 लाख टन यूरिया की बिक्री की जो वर्ष 999-2000 
में 35.05 लाख टन की बिक्री की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। 
समिति ने आलोच्य वर्ष के दौरान 9.05 लाख टन एन पी के / डी ए 
पी की बिक्री की जो गत वर्ष 999-2000 की 6.67 लाख टन एन 
पी के / डी ए पी की बिक्री की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। 


आयातित डी ए पी की साज-संभाल 

आलोच्य वर्ष के दौरान समिति ने दो दक्षिणी राज्यों अथीत्‌ 
कर्नाटक और तमिलनाडु में डी ए पी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने 
के लिए न्यू मंगलौर पोर्ट और तूतीकोरीन पोर्ट पर क्रमशः: 5,000 टन 
और 46,000 टन डी ए पी के दो जहाजों से प्राप्त खेपों की साज-संभाल 
की। 


नेपाल को यूरिया का निर्यात 
डइफको और नेशनल कोआपरेटिव फैडरेशन ऑफ नेपाल लिमिटेड 





73 


(एन सी एफ) ने दोनों देशों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 
एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस करार के तहत इफको ने 2000-07 


के दौरान एन सी एफ को 38350 टन यूरिया का निर्यात किया। 


उत्पाद का परिवहन/भंडारण 

समिति ने वर्ष 2000-0व के दौरान कलोल, फूलपुर, आंवला 
और कांडला स्थित अपने संयंत्रों से 52.7। लाख टन उर्वरक सामग्री का 
प्रेषण किया । 

किसानों को उनके द्वार पर आसानी से उर्वरक उपलब्ध कराने के 
उद्देश्य से समिति ने 2000-0व7 के दौरान देश भर में 2350 
केन्द्रीय/राज्य/सहकारी भंडार-गृहों को किराये पर लिया गया जिनकी 
भंडारण क्षमता 74.30 लाख टन थी जबकि वर्ष 999-2000 के दौरान 
।2.74 लाख टन भंडारण क्षमता के गोदाम किराये पर लिये गये थे। वर्ष 
2000-04 के दौरान सढकारी भंडार-गर्ों में लगभग 55 प्रतिशत 
भंडारण स्थान किराये पर लिया गया जबकि 4990-2000 के दौरान 48 


प्रतिशत भंडारण स्थान किराये पर लिया गया था। 


बिक्री कारोबार 

समिति ने वर्ष 2000-07 के दौरान अनुमानतः 552 करोड़ 
रूपये का बिक्री कारोबार किया जबकि 4999-2000 के दौरान 4530 
करोड़ रूपये का कारोबार किया गया था, इस प्रकार पिछले वर्ष के 
मुकाबले इस वर्ष बिक्री करोबार में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 


बीज बहुलीकरण कार्यक्रम 


किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 





74 


समिति ने बीज बहुलीकरण कार्यक्रम आरंभ किया हुआ है। इस कार्यक्रम 
क अन्तर्गत विभिन्‍न फसलों यथा गेहूँ, धान, सोर्घम (ज्वार), रागी, अरहर, 
उड़द, मूंग, मिर्च, मूंगफली और सूरजमुखी आदि फसलों के उत्तम किस्म 
के बीज किसानों के खेतों में उगाए गए। वर्ष 2000-0व7 के दौरान इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत 2546 हैक्टेयर क्षेत्र में यह कार्यक्रम चलाया गया 
और लगभग 67 हजार क्विंटल उत्तम किस्म के/प्रमाणित बीज तैयार किये 
गये। यह कार्यक्रम इफको द्वारा अपने बलबूते पर और कई स्थानों पर 


किसानों एवं राज्य बीज निगमों के सहयोग से चलाया गया। 


सहकारिता विभाग कार्यक्रम 

इफको ने भारत की स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयंती समारोहों के 
दौरान वर्ष 997-98 से “सहकारिता विकास कार्यक्रम” की एक विशेष 
योजना प्रायोजित की थी जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर की 7500 सहकारी 
समितियों को अंगीकार करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के 
तहत चरणबद्ध रूप में 750 भण्डारण-सह-सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण 
का कार्यक्रम है जिस पर करीब 7.75 करोड़ रूपये की लागत आएगी। 
यह विशेष कार्यक्रम 5 वर्ष तक अर्थात्‌ 200-02 तक चलेगा। 

इस कार्यक्रम के आरंभ होने के बाद से 34। मार्च, 200। तक 
इफको 050 सहकारी समितियों को अंगीकार कर चुकी है। इफको ने 
प्रत्येक समिति को कार्यालय फर्नीचर/फिक्सचर्स /कृषि औजार आदि 
उपलब्ध करावाने के लिए 60,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की 
है। प्रत्येक समिति को उर्वरकों के संतुलित और कुशल उपयोग के लिए 
तकनीकी साहित्य भी उपलब्ध करवाया गया है। अंगीकार किए जाने के 


बाद से इन समितियों के कुल बिक्री कारोबार में भारी वृद्धि हुई है। उर्वरकों 








75 


का व्यापार करने के साथ-साथ इन समितियों ने बीजों, कीटनाशकों, कृषि 
आऔजारों और अन्य कृषि आदानों तथा बैकिंग के क्षेत्र में भी अपना 
कार्य-व्यापार बढ़ाया है। 

कार्यक्रम क आरम्भ होने के बाद से समिति देशभर में 78 
भंडारण-सह-सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना कर चुकी है और 46 से अधि 
कक ऐसे केन्द्र पूरा होने के विभिन्‍न चरणों में है। इन भंडारण-सहढ-सामुदायिक 
केन्द्रों का इस्तेमाल उर्वरकों और कृषि आदानों का भंडारण करने के 
साथ-साथ कृषि विस्तार गतिविधियों के आयोजन और सम्बद्ध क्षेत्रों में 
ग्रामीणों के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जा 


रहा है। 


इफको फ्रेन्चाइजी 
सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के 


उद्देश्य से इफको कुछ अंगीकूृत समितियों का “इफको फ्रेन्चाइजी? के रूप 
में विकास कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत इन समितियों को रेक 
हैंडलिंग, परिवहन तथा इफको उर्वरकों के भंडारण का कार्य सौंपने के 
साथ-साथ शेक्षणिक और संवर्द्धनात्मक गतिविधियां चलान के लिए भी 
उनका मार्णदर्थन किया जाएगा। अब तक 257 सहकारी समितियों ने 
भण्डारण का काम आरंभ कर दिया कै और 356 समितियों ने भण्डारगुहों 
से अपने गोदामों तक उर्वरकों के परिवहन का काम आरंभ कर दिया है। 
तथापि, उर्वरकों की रेक हैंडलिंग और परिवहन का काम अभी तक केवल 
65 समितियों द्वारा शुरू किया गया है क्योंकि इस कार्य में काफी धन 
और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। 


76 


इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपर्मेंट कोआपरेटिव 
(आइ एफ एफ डी सी) 

इफको ने इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपर्मेंट कोआपरेटिव (आई 
एफ एफ डी सी) नाम क एक अलग बहुराज्य सहकारी समिति का प्रवर्तन 
किया है। इफको और इंडिया-कनाडा-एनवायरनमेंट फैसिलिटी (आई सी 
ई एफ) के बीच किये गये अंशदान संबंधी करार के अन्तर्गत आइ एस एफ 
डी सी अप्रैल, 995 से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में 
वन लगाने की परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। 

आलोच्य वर्ष के दौरान 3 नई प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी 
समितियां (पी एफ एफ सी एस) का पंजीकरण करवाया गया है और परती 
भूमि में 3.7 लाख पौधे लगाए गए। अब तक कुल 444 पी एफ एफ 
सी एस का गठन किया जा चुका है जिनकी सदस्य संख्या 2753 हैं, 
जिनमें से 37 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। आई एफ एफ डी सी परियोजना 
शुरू होने से लेकर अब तक कुल 20,379 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाने 
का काम पूरा किया जा चुका है जबकि लक्ष्य 20,000 हैक्टेयर का था। 

आई सी ई एफ के सहयोग में कार्य करते हुए आई एफ एफ 
डी सी परियोजना ने 34 मार्च, 2000 को 5 वर्ष की अपनी सामान्य 
अवधि पूरी कर ली है। आई एफ एफ डी सी परियोजना द्वारा किये गए 
उत्कृष्ट कार्यो को देखते हुए, आई सी ई एफ ने अब आई एफ एफ डी 
सी परियोजना की अवधि दो वर्ष के लिए अर्थात्‌ मार्च, 2002 तक बढ़ा 
दी है। परियोजना की बढ़ाई गई अवधि के दौरान के तहत मौजूदा पी एफ 
एफ सी एस की वित्तीय और संगठनात्मक क्षमताओं को मजबूत किया 
जाएगा, मौजूदा पेड़-पौधों की देखभाल की जाएगी, माइक्रो-इंटरप्राइजेज 
को बढ़ावा दिया जाएगा और सैल्फ-हैल्प ग्रुपों के जरिए आय अर्जित करने 








77 


की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा ।॥ सभी स्तरों पर निर्णय लेने की 
प्रक्रिया में महिला सदस्यों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 

आई सी ई एफ ने अब आई एफ एफ डी सी को कुल 
परियोजना लागत में से 2 करोड़ रूपये की राशि प्राथमिक प्रक्षेत्र वाजिकी 
सहकारी समितियों (पी एफ एफ सी एस) को मजबूत बनाने हेतु एक 
रिवाल्विंग फण्ड के रूप में दी है। अब आई एफ एफ डी सी की गतिविधि 
यां उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव व लखनऊ जिलों में भी चलाई जाएगी। यह भी 
प्रस्ताव है कि वर्ष 200-02 के दौरान 5 नई प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी 
सहकारी समितियां (पी एफ एफ सी एस) गठित की जाएं जिनके तहत 
।000 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा। 

मई, 4999 के दौरान आई एफ एफ डी सी और अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास विभाग (डी एफ आई डी) के बीच एक नई परियोजना के लिए 
करार पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके तहत वेस्टर्न इंडिया रेनफैड फारमिंग 
प्रोजेक्ट (डब्ल्यू आई आर एफ पी) नामक नई परियोजना शुरू की गई है 
जिस पर अनुमानतः 50 करोड़ रूपये की लागत आएगी। करार की शर्तों 
के अनुसार यह परियोजना 7 वर्षों में पूरी की जाएगी। इस परियेजना के 
अंतर्गत राजस्थान के बारानी इलाकों में ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर 
को ऊंचा उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परियोजना अपने 2 वर्ष 
सफलतापूर्वक पूरी कर चुकी है। इस समय, यह परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले 
के प्रतापणक ब्लाक के 25 गांवों में चलाई जा रही है। परियोजना के तहत 
कृषि प्रणालियां विकसित करने, मृदा व जल संरक्षण और स्थानीय स्तर पर 
ग्राम संस्थाओं के गठन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परियोजना म६ 


य प्रदेश के रतलाम जिले में भी चलाई जाएगी। 





78 


किसान सेवा केन्द्र 

लगभग 36,000 सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरकों की 
बिक्री करने के अलावा, समिति देशभर में 43 राज्यों और एक केन्द्र 
शासिल प्रदेश में खोले गये 65 इफको किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम 
से किसानों को उर्वरक और अन्य कृषि आदान उपलब्ध करवाती है। 
उर्वरकों की बिक्री के अलावा, ये केन्द्र किसानों को एक ही स्थान पर उत्तम 
किस्म के बीज, कृषि रसायन, औजार और आधुनिक कृषि तकनालॉजी भी 
उपलब्ध करवाते हैं। ये किसान सेवा केन्द्र आसपास के गांवों में विस्तार 
गतिविधियों के लिए एक केन्द्र के रूप में तथा इफको के कार्यकलार्पों के 
लिए विज्ञापन और प्रचार केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं। 

वर्ष 2000-0व के दौरान इन किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम 
से किसानों को व.45 लाख टन उर्वरकों की बिक्री की गई। इसके अलावा, 
आलोच्य वर्ष के दौरान इन किसान सेवा केन्द्रों ने 3.44 करोड़ मूल्य के 
बीजों, कृषि रसायनों, जैव उर्वरकों और नमक की भी बिक्री की। वर्ष 
2000-07 के दौरान इन किसान सेवा केन्द्रों ने 424.06 करोड़ रूपये 
का कुल बिक्री कारोबार किया जबकि वर्ष 4999-2000 के 423.86 


करोड़ रूपये का कुल बिक्री कारोबार किया गया था। 


ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

इफको की ग्रामीण और कृषि विकास गतिविधियों का मुख्य 
लक्ष्य एन : पी : के की खपत अनुपात में आये असंतुलन को ठीक करना 
है ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, फसल उत्पादकता बढ़ सके और 
सतत्‌ कृषि को बढ़ावा मिल सके। स्थानीय भूमि की आवश्यकताओं को 
पूरा करने और जल संरक्षण, बागवानी, एकीकृत पौधे पोषक तत्वों की 





79 


आपूर्ति आदि पर भी विशेष बल दिया जा रहा हैं ताकि किसान अपने 
संसाधनों का इपष्टत्म उपयोग कर सकें। प्रयास किये जा रहे हे कि 
आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पैकेज विकसित किया जाए जो उन्हें 


नई जानकारियां उपलब्ध कर सके। 


ग्राम अंगीकरण 

इफको ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, विशेषकर कृषि 
विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में 
समग्र सुधार लाने के उद्देश्य से ग्राम अंगीकरण कार्यक्रम चलाया हुआ 
है। इफको के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्ता द्वार एक गांव को अंगीकृत किया 
जाता है और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी वहां के किसानों तक 
पहुंचाई जाती है तथा अधिक पैदावार देने वाले बीजों और उर्वरकों के 
उपयोग के माध्यम से कृषि पैदावार बढ़ाने संबंधी जानकारी प्रदान की 
जाती है। इसके अलावा, इन अंगीकृूत गांवों में स्वास्थ्य की देखभाल, पीने 
के पानी की सुविधा, पशुओं के स्वास्थ्य की जांच संबंधी सेवाएं, ऊर्जा 
संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक खोतों के उपयोग के संगंध में भी 
जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान ग्राम अंगजीकरण 
कार्यक्रम के अंतर्गत अंगीकृत गांवों की संख्या 458 रही। वर्ष 975-76 
से शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 3000 से अधिक 
गांव इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। 


कृषि, उर्वरक तकनालॉजी और सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में इफको चेयर्स 
इफको ने देश भर में कृषि अनुसंधान और सहकारी शिक्षा को 





80 


बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालयों और सहकारी संस्थाओं में 
इफको चेयर्स की स्थापना की हुई है। इस समय ऐसी व5 चेयर्स कार्यरत 
है जिनमें से 3 चेयर्स कृषि विश्वविद्यालयों में शस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान 
और कृषि विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत है। एक चेयर वैकुंठ मेहता नेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव मैनेजमेंट, पुणे में सहकारिता प्रबंध पर और 
एक चेयर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कॉलेज आफ इंजीनियरिंग 
में उर्वरक तकनालॉजी पर है। जून, 999 में वाराणसी में आयोजित 
30वीं इफको प्रोफेसर कान्फ्रेंस की कार्यवाही को प्रकाशित करके सभी 
संबंधित व्यक्तियों में वितरित किया गया। क्षेत्रीय अध्ययनों के लिए तैयार 
की गई कार्य योजना को विभिन्‍न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 
कार्यान्वित किया गया। इन अध्ययनों के परिणाम पर अगले प्रोफेसर 


सम्मेलन में विचार किया जाएगा। 


उर्वरकों के संतुलित उपयोग और किसानों के लाभ के लिए कार्यक्रम 
इफको ने अपने विविध क्षेत्रीय कार्यक्रमों यथा किसान सभाओं, 


क्षेत्र दिवसों, फसल सेमिनारों बिक्री केन्द्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, 
कृषक प्रशिक्षण, फसल प्रदर्शनियों और मृदा-परीक्षण कार्यक्रमों आदि के 
माध्यम से किसानों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग के महत्ता के प्रचार पर 


अपने विशेष प्रयास जारी रखे। 


सहकारी ग्रामीण विकास न्यास (कोरडेट) 
इफको द्वारा प्रवर्तित सहकारी ग्रामीण विकास न्यास (कोरडेट) 
किसानों को कृषि उपज, बागवानी, डेयरी, कुक्कुट-पालन, मछली-पालन 


आदि क्षोत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान 





8 


कर रहा है। इस न्यास के दो केन्द्र हैं जो क्रमशः उत्तर प्रदेश में फूलपुर 
में और गुजरात में कलोल में हैं। वर्ष 2000-07 के दौरान 448 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 5635 किसानों और कृषक 
महिलाओं को फसल उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण, खेत प्रबंध, डेयरी प्रबंध, 
बारानी खेती, मत्स्य-पालन प्रबंध, खेती-बाड़ी, फल व सब्जियों को 
सुरक्षित रखने और उन्हें डिब्बा बंद करने, खेत में खाद तैयार करने/जेव 
उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। 

कोरडेट द्वारा फूलपुर और कलोल स्थित दोनों मृदा परीक्षण 
प्रयोगशालाओं से किसानों को मिट्टी के नमूर्नों की जांच की सुविधा प्रदान 
की जाती है। वर्ष 2000-0व4 के दौरान 52,892 मिट्टीके नमूनों और 
246 पानी के नमूनों की जांच की गई। कलोल में विभिन्‍न अवधियों के 
लिए 53 प्रतिशत कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें गुजरात राज्य के 
2300 किसानों (कृषक महिलाओ सहित) ने भाग लिया। इसी प्रकार वर्ष 
2000-07 के दौरान कोरडेट फूलपुर में भी 65 प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित किये गये जिनमें 3335 किसानों (कृषक महिलाओं सहित) ने 
भाग लिया । 

कोरडेट, फूलपुर के जैव उर्वरक संयंत्र ने वर्ष 2000-0॥ के 
दौरान 02.6 टन जैव-उर्वरकों का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन किया 
जबकि संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 75 टन की है। इस प्रकार 
संयंत्र ने अपनी संस्थापित क्षमता का 37 प्रतिशत उपयोग किया। इस 
संयंत्र ने विभिन्‍न प्रकार के जैव-उर्वरकों यथा ऐजोटोबैक्टर, ऐजोस्प्रिलम, पी 
एस बी और राइजोबियम इत्यादि का उत्पादन किया। आलोच्य वर्ष के 
दौरान समिति ने 93.3 टन जैव-उर्वरकों की बिक्री की। 

कोरडेट, नैल्लूर ने भी आबन्ध्र प्रदेश में नैल्लूर परियोजना स्थल 








82 


पर 54 हैक्टेयर भूमि पर ऐसी गतिविधियाँ चलाई । 


विशेष परियोजनाएं 

इफको ने आलोच्य वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास गतिविधियों के 
हिस्से के रूप में कृषि विकास संबंधी कुछ विशेष परियोजनाएं भी आरम्भ 
की है। ये परियोजनाएं विशेष प्रकार की कृषि जलवायु से संबंधित 
परिस्थितियों मे तकनालॉजी के हस्तान्तरण से संबंधित थीं। वर्ष के दौरान 
ऐसी 6 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महारष्ट्र में चलायी गई। 
इनके अतिरिक्त, भुवनेश्वर (उड़ीसा), भोपाल (मध्य प्रदेश) और मेरठ (उत्तर 
प्रदेश) में भी एफ ए ओ - आई सी ए आर - इफको - आई पी एन 
एस परियोजना चलाई गई। परियोजना का अनुसंधान कार्य आई सी ए 
आर द्वारा “कोर गांव” में किया जाता है जबकि इफको को “कोर” तथा 
“सैटेलाइट” गांवों में विस्तार गतिविधियों का ही दायित्व सौंपा गया है। इस 
परियोजना के परिणामों की समीक्षा आई सी ए आर और इफको अधि 
कारियों की प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन कोर कमेटी द्वारा फरवरी, 2007 में 
की गई। 


इफको से बाहर निवेश 
कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कुभको) 

3] मार्च, 200॥ तक इफको ने कुृभको की शेयरपूंजी में 97 
करोड़ रूपये का निवेश किया हुआ है जो इसी तारीख को कृभको की 
488.4 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी का 20 प्रतिशत है। कृभको के 
हजीरा स्थित संयंत्रों ने आलोच्य वर्ष के दौरान क्षमता का 42.3 प्रतिशत 


उपयोग करते हुए 46.3॥ लाख टन यूरिया का उत्पादन किया। इस निवेश 





83 


पर वर्ष 2000-0व7 के दौरान कुृभको से वर्ष 7999-2000 के लिए 


।.64 करोड़ रूपये का लाभांश प्राप्त हुआ। 


गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जी एफ सी एल) 

समिति ने गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जी 
एफ सी एल) में 7.79 करोड़ रूपये का निवेश किया हुआ है जो जी एफ 
सी एल की प्रदत्त पूंजी के 24.9 प्रतित के बराबर है। इस कम्पनी ने वर्ष 
2000-0। के दौरान क्षमता का 440 प्रतिशत उपयोग करके 6.67 
लाख टन डी ए पी का उत्पादन किया। वर्ष 2000-07 के दौरान इस 


निवेश पर वर्ष 4999-2000 के लिए 79.70 लाख रूपये का लाभांश 


प्राप्त हुआ। 


इंडियन _पोटाश लिमिटेड (आई पी एल) 


इफको ने इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई पी एल) की इक्चिटी में 
3.24 करोड़ रूपये (0.56 करोड़ रूपये के बोनस शेयरों सहित) का निवेश 
किया हुया है जो आई पी एल की 9.53 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी के 
34 प्रतिशत के बराबर छै। वर्ष 2000-0व7 के दौरान आई पी एल ने 
इफको को 2.4 लाख टन एम ओ पी की आपूर्ति की। वर्ष 2000-0व 
के दौरान इस निवेश पर वर्ष 999-2000 के लिए 32.40 लाख रूपये 


का लाभांश प्राप्त हुआ। 


महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड 
समिति ने महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में 40.0॥ लाख 


रूपये का निवेश किया हुआ है। 





84 


इंडियन टूरिज्म कोआपरेटिव लिमिटेड (कोआपटूर) तथा नेशलन 

फिल्म्स एंड फाइन आरटटर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (नफ्फाक) 
समिति ने इंडियन टूरिज्म कोआपरेटिव लिमिटेड (कोआपदटूर) तथा 

नेशनल फिल्म्स एंड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव लिमिटेड (नफ्फाक) में 


एक-एक लाख रूपये का निवेश किया हुआ है। 


नेशलन कोआपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (एन सी बी आई) 


समिति ने नेशनल कोआपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (एन सी बी 
आई) में 5.00 लाख रूपये का निवेश किया हुआ है। वर्ष 2000-07 
के दौरान इस निवेश पर वर्ष 7999-2000 के लिए 0.45 लाख रूपये 


का लाभांश प्राप्त हुआ। 


गुजरात स्टेट कोआपरेटिव बैंक (जी एस सी बी) 


समिति ने गुजरात स्टेट कोआपरेटिव बैंक (जी एस सी बी) मं 
5,000/- रूपये (एक शेयर के बराबर) की राशि का निवेश किया हुआ 
है और जी एस सी बी से वर्ष 4999-2000 के लिए 750/- रूपये का 


लाभांश प्राप्त हुआ। 


इंडस्ट्रीज किमिक्स डू सिनेगल (आई सी एस) 

भारत सरकार, इफको और स्पिक के एक भारतीय कनन्‍्सोर्टियम 
ने मार्च, 4980 में इंडस्ट्रीज किमिक्स डू सिनेगल (आई सी एस) के साथ 
सिनेगल में एक संयंत्र स्थापित करके फॉस्फोरिक एसिड की आपूर्ति के 
लिए एक दीर्घावधिक करार किया था। आई सी एस सिनेगल ने दराऊ में 


एक संयंत्र स्थापित किया है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.व3 लाख 





85 


टन ?7?,0,है। इफको ने इसकी इक्वचिटी में 7.80 करोड़ रूपये का अंश दान 
किया हुआ है जो आई सी एस की प्रदत्त पूंजी के 4.73 प्रतिशत के बराबर 
है। आई सी एस ने फरवरी, 7984 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ 
किया और तभी से यह कांडला इकाई को फास्फोरिक एसिड की निरन्तर 
आपूर्ति कर रहा है तथा समिति की फास्फोरिक एसिड की आवश्यकताओं 
को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पूरा कर रहा है। 

वर्ष 2000-0व के दौरान आई सी एस ने कांडला इकाई को 
व.97 लाख टन 7?,0., की आपूर्ति की। आई सी एस अपनी दराऊ स्थित 
मौजूदा फास्फोरिक एसिड संयंत्र की क्षमता को 3३.३० लाख टन अतिरिक्त 
उत्पादन करके दुग्रुना कर रहा है। इस विस्तार परियोजना के अंतर्गत आइह्ठ 
सी एस सम्बद्ध सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र और ऑफसाइट सुविधाओं के 
साथ-साथ रॉक फास्फेट की खार्नों का विस्तार कर रहा है जिस पर 250 
मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निवेश डोगा। इफको ने आई सी एस 
विस्तार परियोजना की इक्विटी के रूप में जनवरी, 999 में 84.94 
करोड़ रूपये (20 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अतिरिक्त निवेश किया है। 
इसके परिणामस्वरूप, आई सी एस की कुल प्रदत्त पूंजी में इफको का 
हिस्सा बढ़कर 92.74 करोड़ रूपये हो गया है (जिसमें आई सी एस द्वारा 
जारी बोनस शेयर्स शामिल है)। इस प्रकार आई सी एस की इक्विटी में 
इफको का हिस्सा 44.32 प्रतिशत डो गया। 

इस विस्तार परियोजना की जीरो डेट 30 सितम्बर, 7998 थी 
और परियोजना कार्य मार्च, 2004| तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 
था। आई सी एस द्वाया दी गई प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अब यह 
परियोजना अगस्त, 2004 तक चालू हो जाएगी। इफको ने आई सी एस 


विस्तार परियोजना द्वारा उत्पादित फास्फोरिक एसिड की पूरी मात्रा खरीदने 





४७७७७७७७ए्ए््र७््रश्रए्णणणणणणणणणणाणाणणााणणभणणणाााणाााा»ाऋाभ कस आस लललु.ु ७ ल ७ लक 3३»आा पलक जन का भा इधर कमा नाता तानभ का दाह धधधा था आता ता दतत दाना भ वा काधभ हा 
86 


की प्रतिबद्धता की हुई है। चूंकि इफकों को फॉस्फोरिक ऐसिड की इस 
खरीद पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर विशेष रियायत भी मिलेगी इसलिए प्रतिस्प६ 
त्मिक मूल्यों पर इस खरीद से समिति की समग्र लाभदेयता में वृद्धि 
होगी । 


मिशन-2005 - कारपोरेट प्लानिंग 

“विजन-2000? में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद 
समिति ने आगे विस्तार और विकास के लिए “मिशन-2 005” नामक 
एक और पंचवर्षीय योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। “डमिशन-200 5” 
के अन्तर्गत फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल यथा 
फास्फोरिक एसिड और पोटाश को दीर्घावधिक क्रय-संविदाओं के आधार पर 
अथवा भारत से बाहर संयुक्‍त उद्यर्मों में शामिल होकर किफायती मूल्य पर 
प्राप्त करने के लिए कार्य करना शामिल है। इसके साथ-साथ आपकी 
समिति ने उर्वरकों के अलावा नए क्षेत्रों जैसे बीमा और डिसीजन-सपोर्ट 
सिस्टम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग जिसमें सहकारी तंत्र और सहकारी 
इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, में भी प्रवेश 
किया है। 


विदेशों में प्रस्तावित संयुक्त उद्यम परियोजनाएं 


भारत में उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में 
कमी और यूरिया, फास्फेटिक उर्वरकों और अन्य मध्यवर्ती उत्पादों की 
बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते डुए समिति उन देशों में संयुक्त उद्यम 
परियोजनाओं में भागीदारी की संभावनाओं का पता लगा रही है जहां ऐसा 


कच्चा माल और अन्य आदान प्रचुर मात्रा में तथा किफायती दरों में 





87 


उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में समिति निम्नलिखित संयुक्‍त उद्यमों में भागीदारी 
की संभावनाओं का पता लगा रही छै। इन उद्यर्मों के बारे में विभिन्‍न स्तरों 


पर चर्चा चल रही है अथवा कार्यान्वयन डो रहा है। 


ओमान में नाइट्रोजीनस उर्वरक परियोजना 


भारत सरकार ने ओमान में स्थापित की जाने वाली इस संयुक्‍त 
उद्यम नाइट्रोजीनस उर्वरक परियोजना की पुर्नसंरचना का अनुमोदन कर 
दिया है। पुर्नसंरचित योजना के अनुसार इफको और कृभको भारतीय 
प्रायोजक होंगे जबकि ओमान ऑयल कंपनी (ओ ओ सी) विदेशी प्रायोजक 
होंगी। तदनुसार, इफको ने संयुक्‍त उद्यमी कंपनी अर्थात्‌ ओमान इंडिया 
फर्टिलाइजर कंपनी में भागीदारी की है और 20 अक्टूबर, 2000 को 
कुृभकों और ओमान ऑयल कंपनी के साथ एक नये संशोधित संयुक्‍त 
उद्यम करार पर हस्ताक्षर किये हैं। 

इस परियोजना की लागत कुल 969 मिलियन अमेरिकी डॉलर 
होगी और इसका ऋण/इक्विठी अनुपात 2:4 छोगा। परियोजना की इक्विटी 
में ओ ओ सी का अंशदान 50 प्रतिशत होगा और इफको और कृभको 
प्रत्येक 25-25 प्रतिशत आंश्दान करेंगी। परियोजना की इक्विठी में इफको 
का शेयर 80 मिलियन डॉलर होगा। इफको ने पहले ही आर सी एफ से 
ओमिफ्को की इक्विटी में 7.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयर सममूल्य 
पर खरीद लिये हैं और इस प्रकार ओमिफ्को की इक्विटी में इफको का 
अंशदान 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर डो गया है। अन्य प्रायोजकों 
कुृभकों और ओ ओ सी ने भी क्रमशः 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 
5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अंशदान कर दिया है। 

ओमिफ्को द्वाय प्रतिवर्ष उत्पादित कुल 6.52 लाख टन यूरिया 





कि ० ५० नल थम मल लननमन3ज५3५७५७३७3३७७७३+३3५आ»3+3333७3५333+3आओभ++.३33७३++७+333433भ39आभा भा आलआ५ ओके» थ७५3५७+५७७»3३ल्‍ 2 आ+आभ-अआभभ३3५७५»3५५४०अमाज५ 
88 


और 2.5 लाख टन बेशी अमोनिया में से भारत सरकार ने संयंत्र के चालू 
होने से 5 वर्ष तक शत-प्रतिशत यूरिया खरीदने की प्रतिबद्धता की है। 
इफको अपनी कांडला इकाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
।00 डॉलर प्रति टन के एफ ओ बी मूल्य पर १0 वर्ष तक बेशी 
अमोनिया की खरीद करेगी । 

व्यवस्थापक बैंकों ने परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था का 
प्रबंध कर लिया है। परियोजना की जीरो डेट वर्ष 200] के अंत में अथवा 
2002 के आरंभ में कोई तिथि होगी। 


ट्यूनिशिया में फास्फोरिक एसिड संयंत्र 
इफको और गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जी 


एफ सी एल) ने ट्यूनिशिया की कंपनियों, ग्रुप किमिक ट्यूनिशिया (जी सी 
टी) और कंपनी डी फॉस्फेट डी गाफ्सा (सी पी जी) के साथ भारतीय 
भागीदारों के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके 
तहत सखीरा, ट्यूनोशिया में एक संयुक्‍त उद्यम फास्फोरिक एसिड संयंत्र 
स्थापित किया जाएगा। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इस परियोजना की 
पूंजी लागत लगभग 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी और यह संयंत्र 
प्रतिवर्ष 5.4. लाख टन फास्फोरिक एसिड का उत्पादन कर सकेगा। 
परियोजना के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था के अनुसार ऋण/इक्विटी 
अनुपात 7:3 छोगा। इक्विटी में भारतीय भागीदार (इफको तथा जी एफ सी 
एल) प्रत्येक 5 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश करेंगे और शेष इक्चिटी 
की व्यवस्था जी सी टी और सी पी जी द्वार की जाएगी। इफको इस 
परियोजना में अपने आन्तरिक संसाधनों से निवेश करेगी। परियोजना अभी 
आयोजना के पूर्व-व्यवहार्यता विश्लेषण स्तर पर है। 





89 


अर्जेन्टीना में पोटाश खनन परियोजना 

चूंकि देश में वाणिज्यिक दृष्टि से खनन योग्य पोटठाश के भंडार 
नहीं है इसलिए इफको और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई पी एल) ने 
अर्जेन्टीना के पोठाशियो रियो कोलोराडो एस ए (पी आर सी) के साथ 
अर्जेन्टीना में एक पोटाश खनन परियोजना स्थापित करने की संभावना का 
पता लगाने का कार्य शुरू किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 
330 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। परियोजना लागत भागीदारों द्वारा 
इक्विटी अंशदान और बैंकों से ऋण लेकर पूरी की जाएगी। परियोजना 
आयोजना के  पूर्व-व्यवहार्यता विश्लेषण स्तर पर है। 


डणप्डो-ईरान क्वैशम उर्वरक परियोजना 


पूर्व परियोजना प्रस्तावों के अनुसार इफको और कृभको द्वारा 
क्वैशम द्वीप, ईरान में क्वैशम फ्री एरिया अथॉरिटी के सहयोग से एक 
अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा 
रहा था। देश में यूरिया उत्पादन की पर्याप्त क्षमताएं स्थापित हो जाने और 
इण्डो-ओमान . परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भ हो जाने के कारण 
अगले कुछ वर्षों के लिए नयी यूरिया उत्पादन क्षमताओं की आवश्यकता 
कम हो गई है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अमोनिया के मूर्ल्यों 
में हुई भारी वृद्धि के कारण देश में डी ए पी का निर्माण करने वाले 
विनिर्माताओं द्वारा बड़ी मात्रा में अमोनिया का आयात किये जाने से डी 
आयात बिल में भी भारी वृद्धि हुई। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते 
हुए इफको ने ईरान में यूरिया संयंत्र स्थपित करने के प्रस्ताव को बन्द 
करके इसके स्थान पर अमोनिया संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है। 
इफको ने कुछ स्वदेशी उर्वरक निर्माताओं से भी इस परियोजना में इक्विटी 


भागीदार बनने का प्रस्ताव किया है। 








90 


परियोजना का ऋण/ईक्विटी अनुपात .5 : । होने की संभावना 
है। प्रस्तावित अमोनिया परियोजना की लागत लगभग 280 मिलियन 
अमेरिकी डॉलर होगी। भारतीय भागीदारों द्वारा इक्विटी में 60 प्रतिशत 
अंशदान किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत अंशदान क्यू एफ ए ए द्वारा 


किया जाएगा। 


नैल्लूर में नई उर्वरक परियोजना 


भारत सरकार की आर्थिक मामलों विषयक मंत्रिमंडलीय समिति 
(सी सी ई ए) ने इफको को आंध्र प्रदेश के नैल्लूर जिले में 7760 करोड़ 
रूपये की अनुमानित लागत से एक नार्ईट्रोजीनस उर्वरक संयंत्र लगाने की 
सिद्धांत रूप में इस शर्त पर अनुमति प्रदान की थी कि सार्वजनिक निवेश 
बोर्ड (पी आई 'बी) इसके निवेश प्रस्ताव का मूल्यांकन कर ले। संयंत्र की 
वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.68 लाख टन यूरिया उत्पादन की होगी तथा 
इसमें फीड स्टॉक के रूप में नैफ्था का इस्तेमाल किया जाएगा। इस 
प्रयोजन से समिति द्वारा पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और 
अन्य परियोजना-पूर्व गतिविधियां जैसे परियोजना स्थल पर जल-आपूरई्ति, 
पॉवर संयंत्र का निर्माण, रेलवे साइडिंग और स्टोरेज आदि संबंधी कार्य 
आरंभ किए जा चुके हैं। इसी बीच, भारत सरकार ने फरवरी, 2000 से 
देश में नाइट्रोजीनस उर्वरकों की कोई और इकाई स्थापित करने पर 
प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, नैल्लूर परियेजना भारत सरकार द्वारा की 
गई घोषणा के दायरे से बाहर है फिर भी, इस परियोजना के बारे में भारत 
सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। 

तथापि, समिति, भारत सरकार द्वारा दीर्धावधिक उर्वरक मूल्य 
निर्धारण नीति घोषणा के आधार पर इस परियोजना के संबंध में अपना 
अंतिम निर्णय लेगी। 





9] 


भारत में सहकारी विपणन की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति 


(/0श280$$ 0 26827 ?0शआ07007 0 (0-०727५४6 ४/६८६7०॥३ ॥3 7709) 


कृषि और उद्योग की उन्‍नति का कृषि उत्पादों के विपणन से 
गहरा सम्बन्ध है। यदि कृषक अपनी उपज को उचित लाभ के साथ बेच 
सकता है तो निश्चित ही उसे फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन मिलता है। 
दुभग्य से हमारे देश में, कृषि उपज की बिक्री की दशा अत्यन्त शोचनीय 
है जिससे कृषक को अपार क्षति उठानी पड़ रही है। भारतीय कृषि तो यहाँ 
की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या के जीविकोपार्जन का एक साधन हेै। 
भारतीय किसान इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं चला पा रहे हैं। उनके 
पास उदर पूर्ति का अन्य कोई साधन न होने के कारण कृषि को ही 
अपनाना मजबूरी है। कृषक की एक आँख हल पर तो दूसरी बाजार पर 
लगी होती है। वह अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्राय. 
चिन्तित रहता है। वह अपनी उपभोग की वस्तुएँ मरहँगी खरीदता है और 
अपनी उपज सस्ती दर पर विक्रय करता है। यदि किसान को अपनी उपज 
का उचित मूल्य प्राप्त हो जाय तो वह अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित 
होगा। लेकिन भारत में कृषि-विपणन की दशा बहुत शोचनीय है | अधिकतर 
कृषि उपज व्यक्तिगत व्यापारियों के माध्यम से बेची जाती है जो कृषक की 
कमजोरी का पूरा-पूरा लाभ उठाकर उसका पूरी तरह शोषण कररते हैं। ये 
मध्यस्थ किसानों की उपज कम से कम मूल्य पर खरीदकर उपभोक्ताओं 
को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ अर्जित करते हैं। इसके 
अतिरिक्त कृषक-वर्ग इतना बिखरा हुआ है कि वह संगठित होकर 
व्यापारी-वर्ग का सामना करने में असमर्थ रहा है। साथ ही सदियों तक 


किसान महाजनों के चंगुल में फैंसा रहा है और ऋण-ग्रस्त छोने के कारण 





92 


वे अपनी उपज अपने ऋणदाता महाजनों को ही बेचते रहे हैं। यहाँ तक 
की मूलधन तथा ब्याज का भ्रुगतान करने के लिए वे फसल के कटते ही 
उसे बेचने को बाध्य हो जाते। यही कारण है कि उलें अपनी उपज का उचित 
मूल्य प्राप्त नहीं होता। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में 
कहा है कि, “यद्यपि अधिकांश नियमित बाजारों में जिनकी संख्या 
सापेक्षिक रूप से कम ही है, विपणन स्तर में सुधार हुआ है तथापि उनमें 
कई दोष अब भी विद्यमान हैं। मण्डियों में उपज की हर्मे नाप-तौल में 
गड़बडियाँ, कृषि उपज के मूल्य में से आर्थिक एवं दान कार्यो के लिए 
कटीतियाँ (जिनका कि कृषक के लिए कोई उपयोग नहीं होता), थोक 
विक्रेताओं के द्वारा अधिक मात्रा में नमूना लेना, दलाल व क्रेताओं के बीच 
गठबन्धन होना आदि अनेक बुराईयाँ देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्‍त 
कभी-कभी व्यापारी गाँवों में जाकर कृषकों की खड़ी फसल अथवा तैयार 
फसल को बहुत सस्ते दार्मों पर क्रय कर लेता है।” 

अपने देश में छोटे एवं मध्यम किसानों को कृषि-विपणन से 
महसूस होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विचार व्यक्त किया 
गया कि सहकारिता ही एक मात्र साधन है जो इससे छुटकारा दिला सकती 
है। कृषि वस्तुओं की विक्रय व्यवस्था क्रमबद्ध, वैज्ञानिक तथा सुसंगठित 
होनी चाहिए। इसके लिए सहकारी विपणन पद्धति ही उपयुक्त है। किसानों 
द्वारा स्वयं अपनी उपज की बिक्री-व्यवस्था संचालित किये जाने पर उनको 
मध्यस्थों से मुक्ति मिल सकेगी तथा वे संगठित होकर उनका सामना कर 
सकेंगे। सहकारिता के आधार पर सम्पूर्ण विपणन व्यवस्था संगठित करने 
पर ही कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव हो सकता है। सहकारी 
विपणन समितियों के निर्माण से विक्रेता वर्ग की सौदा करने की शक्ति में 
वृद्धि हो जाती है और कृषक को मण्डियों में प्रचलित बहुत सी अनुचित 





93 


बुराईयों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही अधिक मात्रा में संसा६ 
नों के होने से गोदाम, परिवहन आदि सुविधाओं की उपलब्धता एवं 
विपणन प्राप्त करना आसान हो जाता है। 

के.आर. कुलकर्णी के अनुसार, “उत्पादों का सहकारी संगठन 
उत्पादन के छोटे आकार से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
स्वयं सहायता का एक प्रयास हकै।” इसका संगठन सुदृढ व्यापारिक 
सिद्धान्तों के अनुसार व्यापार का संचालन करने के लिए किया जाता है। 
स्वतंत्र रूप से और एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा में बेचने के स्थान पर, 
सहकारी कम्पनियों द्वारा किसान अपनी विक्रय-शक्‍क्ति को संगठित करते हैं, 
अपनी सौदागिरी की शक्ति में सुधार करते हैं तथा अपने साधनों को 
इकट्ठा करते हैं। कृषि शाही आयोग के अनुसार, “सहकारी विपणन 
समितियाँ कृषक की उपज पैदा करने एवं तैयार करने के सम्बन में शिक्षा 
देती हैं, बाजार के लिए उपज की पर्याप्त मात्रा एकत्र करती हैं जिससे कि 
वस्तुओं का कुशल श्रेणीकरण सम्भव हो सके। इस प्रकार वे किसानों को 
निर्यात बाजार के सम्पर्क में लाती हैं।” 

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यदि हम विश्लेषण करें तो 
पाते हैं कि सहकारी विपणन में कई महत्वपूर्ण लक्षण पाये जाते हैं, जैसे 
:- सहकारी विपणन सामूहिक लाभ के लिए एक स्वैच्छिक संगठन है, 
इसका उद्देश्य अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाना है, संचालन लोकतांत्रिक 
आधार पर होना है। यह सहकारिता के सिद्धान्तों का पूर्णतया पालन करती 
हछै। इसका मुख्य उद्देश्य कृषिजन्य पदार्थों की विपणन व्यवस्था करना है। 
यह उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के मध्य एक कड़ी का काम करती है और 
यह ॒व्यक्तिवाद की परम्परयाओं एवं मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। 


विदेशों में, विशेषकर डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमरीका, नार्वे, 





94 


आस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों में सहकारी बिक्री संस्थाओं ने 
बिक्री सम्बन्धी समस्त कार्यो को सम्पन्न करने में अत्यधिक सफलता प्राप्त 
की है। उनकी सफलता के आधार पर ही भारत में भी सहकारी विपणन 
समितियों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 
भारतीय किसान एवं विपणन की समस्‍यायें (0?0-00शा5 ० वावतांत्रा एै ्वातव- 
९५ थभा0 १०27९) 

भारत की वर्तमान कृषि-विपणन व्यवस्था में अनेक दोष हैं। इन 
दोषों की ओर संकेत करते हुए “शाडी कृषि आयोग? (२॥च५ब (०णा्राधंडड0 
0॥ 4९77८प्रॉप्ाा'९) ने कहा था कि ये दोष चोरी से कम नहीं हैं (00॥72 655 
॥क॥ 00)। उस समय से अब तक इन दोषों को दूर करने के लिए कई 
आवश्यक कदम उठाये गये हैं। जैसे बाजारों का वैधानिक नियमन 
($(4प(09 02प7४॥0॥ 0797065), जिनके फलस्वरूप कुछ दिशाओं में इन 
दोषों में कमी आयी है। परन्तु अब भी बहुत से दोष किसी न किसी रूप 
में विद्यमान हैं। मध्यस्थों के कपटपूर्ण व्यवहारों के कारण सम्पूर्ण विपणन 
व्यवस्था दृषित हो गयी है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
समिति (&॥ वात #प्रा'3 2८'€वां 5प्रार९१ ९०ण्रापर।९९) की रिपोर्ट के अनुसार, 
यद्यपि अधिकांश नियमित बाजारों में, जिनकी संख्या सापेक्षिक रूप में 
थोड़ी ही हैं वितरण स्तर में सुधार हुआ है। तथापि उनमें कई दोष अब 
भी विद्यमान हैं। मण्डियों में आज भी हमें नाप-तौल में गड़बड़ियाँ, कृषि 
उपज के मूल्य में से धार्मिक एवं दान के कार्यो के लिए कटोतियाँ, जिनका 
कि कृषक के लिए कोई उपयोग नहीं होता। थोक विक्रेताओं द्वारा अधिक 
मात्रा में नमूना लेना, दलाल व क्रेताओं के बीच गठबन्धन होना आदि 
अनेक बुराईयाँ देखनें को मिलती हैं। 

कृषि विपणन की वर्तमान प्रणाली में व्यापक बुराईयों की ओर 





95 


सहकारी विपणन व्यवस्था की जाँच करने के लिए गठित दाँतवाला समिति 
(0्राफ़ब३ (0णए7/66 णा 00-कुथथाए6 'श्वाप/आआए?) ने भी अपनी रिपोर्ट में 
संकेत किया है। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार कृषि विपणन व्यवस्था 
में आज भी निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं +- 
(7) विपणि व्ययों की विविधता (५पाएफाएलार ० ५४९८ (ध्वा265) 
(2) व्यापारिक छूट (79806 [970 पा) 
(3) मिलावट की अधिकता तथा श्रेणीयन का अभाव (#&0फ्र|शव्षाणा 0 
[30०८ 0 (7३०78) 
(4) दोष पूर्ण बिक्री का तरीका (2०6०॥९९ (९(॥00 ०0 ४96) 
(5) गलत तौल (शाणा? एथशञ) 
(6) बिक्री मूल्य का विलम्ब से मिलना (07९४०१ ए4शाशा।( 0 946 
[7006605) 
(7) नमूनों से हानि ([,055 076 0 $2॥7025) 
(8) संगठन का अभाव (80०८९ ० 0एशथा5200॥) 
(9) शीघ्र बिक्री की बाध्यता (70060 ७86) 
(। 0)मोलभाव में गड़बड़ी (066०॥ए९ १/(९८(॥00 0 रिध्वां8 #रा0०7) 
उपरोक्त दोषों का विस्तृत वर्णन निम्न लिखित है ४- 
() उत्पादक को अनेक प्रकार के ऐसे विपणन-कार्यो का भार सहन 
करना पड़ता है जो न तो न्‍्यायोचित है और न ही उनके बदले में उसे 
किसी प्रकार की सुविधा या सेवा ही प्राप्त होती है। वास्तव में ये व्यय 
उचित व न्‍्यायपूर्ण नहीं हैं। उदाहरण के लिए व्यापारी लोग धर्मादा, चुंगी, 
आदत, गौशाला, पौशाला, मन्दिरों के लिए चन्दा, गोदामों का किराया आदि 
के लिए कृषक की उपज मूल्य से कटौती कर लेते हैं, जो किसी भी 
स्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती है। किसान को यह सब मजबूरी 





96 


में देना होता है। 

(2) कृषि वस्तुओं में गर्दा, मिट॒टी, कंकड़ आदि मिल जाने के कारण 
कुछ सीमा तक व्यापारिक छूट काटना उचित है। परन्तु उसके लिए एक 
बहुत बड़ी रकम काटना उचित नहीं है यह किसी भी रूप में उचित नहीं 
है कि व्यापारी माल की जाँच करने के बाद नर्मी तथा कूड़ा-करकट के लिए 
व्यापारिक छूट से उसके मूल्य को कम कर दें। 

(3) कृषि उपज के वर्गीकरण एवं श्रेणीयन के महत्व पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया है। यही कारण है की अधिकांश सौदे केवल नम्मूनों के 
आधार पर ही किये जाते कै। इससे कृषकों को अपनी उपज का उचित 
मूल्य नहीं मिलता। कृषक अनेक प्रकार व कई किस्मों की उपज उत्पादित 
करते हैं। भारतीय कृषक अपनी उपज का श्रेणीकरण व प्रमापीकरण नहीं 
कर सकता। उसके पास साधनों का अभाव रहता है। इस कारण वह अपनी 
उपज का विधायन (श००6४शआआ॥४) भी नहीं कर पाता है। इसके विपरीत वह 
अपनी उपज को जैसी उत्पन्न होती है। उसी स्थिति में बेच देता है व्यापारी 
ऐसी उपज का उचित मूल्य नहीं देते। इस प्रकार की उपज घटिया किस्म 
के भाव से खरीदी जाती है। जिससे किसान को अपनी उपज का ठीक 
मूल्य नहीं मिल पता। फसल में मिट्टी, कंकड़ तथा अन्य श्रेणी का माल 
मिला होने पर उसका उपर्युक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता । यदि किसान अपनी 
उपज को विधायन कर विभिन्‍न श्रेणियों में बाँट कर मण्डी में बेचें तो उसे 
अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। अधिकांश अनियन्त्रित बाजारों 
में कृषि उपज की बिक्री के कई दोषपूर्ण एवं रहस्यमय तरीके प्रचलित हैं। 
सीधे- साधे किसानों को उनका ज्ञान नहीं होता है। केवल दलाल तथा 
व्यापारी ही उन्हें समझ सकते हैं। इन तरीकों से किसानों को ठगा जाता 


है। उन्हें उनकी उपज के लिए बाजार मूल्य से कम मूल्य दिया जाता है। 











97 


(5) अधिकांश मण्डियों तथा बाजारों में तौल करने के लिए प्रयोग में 
लाये गये बॉँट ठीक नहीं होते तथा सभी बाजारों में प्रयुक्त बॉर्टो में 
समानता नहीं होती। इससे कृषि विपणन में धोखे व बेइमानी की 
सम्भावना अधिक रहती है। व्यापारी अथवा मध्यस्थों के अपने तौलने वाले 
व्यक्ति होते हैं। तौल के कार्य पर उचित निरीक्षण की व्यवस्था न होने से 
वे अपने मालिकों (व्यापारियों) के छित में माल कम तौलते हैं। इससे भी 
किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। 

(6) किसानों को प्राय. अपनी उपज का बिी मूल्य समय पर नहीं 
प्राप्त छोता। उनकी उपज लेकर व्यापारी उस समय केवल आंशिक भ्रुगतान 
कर देते हैं अथवा पेशगी के रूप में उस समय कुछ रकम दे दी जाती है। 
हिसाब-किताब का अन्तिम निपटारा कुछ समय के बाद ही किया जाता है। 
प्रायः आदृतिया अथवा व्यापारी फसल कटने से पहले ही किसानों को 
पेशगी के रूप में कुछ धन दे देते हैं और बाद में बिक्री मूल्य में से उस 
पेशगी की रकम को ब्याज सहित काट लेते हैं। ब्याज की दर काफी ऊँची 
होती है। 

(7) प्रायः दलाल तथा व्यापारी बिना मूल्य दिए नमूर्नों तथा किस्मों 
के रूप में किसानों की उपज बड़ी मात्रा में ले लेते है। उपज कीी 
इस मात्रा का मूल्य न मिलने पर किसानों को हानि उठानी पड़ती है। 
(8) भारतीय कृषक बिखरा हुआ है। संगठन के अभाव के कारण 
उनका सही मार्ग दर्शन नहीं हो पाता। इसके विपरीत उपज के क्रेताओं की 
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण वे किसान को आसानी से विभिन्‍न 
बातों में दबा लेते है और शोषण करने में सफल होते हैं। संगठन के 
अभाव में किसान उसका विरोध करने में सफल नहीं डो पाता। 


(9) सामान्यतया किसान को अपनी उपज तैयार होते ही बेच देना 





98 


होता है। इस समय न तो उसे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो पाता 
है और न मध्यस्थ द्वारा उपयुक्त शर्ते ही। सामान्य रूप से फसल आने 
के समय बाजार भाव कम हो जाते हैं। उस समय किसानों पर कर्ज देने 
वालों का दबाव होता है। उनके दबाव में आकर ये महाजनों अथवा 
व्यापारियों को अपने उत्पाद बेच देते हैं। व्यापारी उनकी उपज को खेत या 
खलिहान पर ही खरीद लेते हैं। इस प्रकार वह अपनी उपज बेचने के लिए 
बाजार का मुँह भी नहीं देख पाता। शाही कृषि आयोग ने अपनी' रिपोर्ट 
में कहा है कि, “यदि कृषक अपनी उपज गाँव के बाजार में भी स्वतन्त्रता 
पूर्वक बेचे तो उसे व्यापारियों को सीधे बेचने की अपेक्षा कहीं अधिक कीमत 
प्राप्त हो ।” जो थोड़ी बहुत कीमत व्यापारी किसान को देते हैं वह भी उसकी 
कपटपूर्ण क्रियाओं के कारण घट जाती है। गाँवों में किसान अपनी उपज 
को साहकार, बनिया अथवा व्यापारियों को विवश होकर बेचता है। 

(।0) भारतीय किसानों के अशिक्षित होने के कारण उसे अपनी 
उपज के मोलभाव की जानकारी नहीं होती कै और न ही वह मोलभाव 
करने में सक्षम होता है। ये व्यापारियों के विश्वास पर ही मोलभाव करते 
हैं। नियन्त्रित बाजारों के अभाव में कृषि उपज के बिक्री के कई दोषपूर्ण 
एवं रहस्यमय तरीके अपनाये जाते हैं। सीधा-साधा किसान इनको समझने 
में असमर्थ रहता है। दलाल व व्यापारी ही इस प्रकार की चालाकियों को 
समझ सकते हैं। किसान को हिसाब किताब भी नहीं आता है। अतः जो 
कुछ भी उसे दिया जाता है यह उसे ही स्वीकार कर लेता है। व्यापारी उन्हें 
बाजार मूल्य से भी कम मूल्य देते है। 


99 


भारत में कृषि-विपणन व्यवस्था के अन्य दोष 


(((6- 0९८८5 0[ 5९॥2८पएा-3) ७॥॥९४॥८ ॥॥ ॥॥09) 


उपर्युक्त सामान्य दोषों के अतिरिक्त भारतीय कृषि विपणन 


व्यवस्था में निम्नलिखित कुछ अन्य दोष भी विद्यमान हैं :- 


(।) विपणन योग्य उपज की कमी (,255 (३४९८० ४०।९ $प्राफ्णो९5) :- 

भारत में कृषि विपणन की अनेक समस्याओं का एक मूलभूत 
कारण यह भी है कि मण्डियों में कृषि-उपज की बिक्री बहुत ही कम मात्रा 
में होती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन मण्डियों में व्यापारिक 
फसलों की बिक्री 0 से 5 प्रतिशत तक होती है, जबकि खाद्यारन्नों की 
बिक्री केवल 30 से 35 प्रतिशत तक ही सीमित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि 
करके ही किसानों के बिक्री योग्य खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ायी जा सकती 
ह्ै। 


(2) अनावश्यक मध्यस्थ (एआ॥९९८८5४३३५ 'ां१00शाशा):- 

भारतीय विपणन व्यवस्था में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच 
मध्यस्थों की इतनी लम्बी कड़ी है कि उनके हाथों से उपभोक्‍ता तक पहुँचने 
पर कृषि-उपज का मूल्य काफी अधिक हो जाता है। उत्पादक को तो बिक्री 
मूल्य का एक निश्चित भाग, जो काफी कम होता है, मिलता है। अधिकांश 
भाग इन मध्यस्थों को ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए गेहूँ की उपज 
के सम्बन्ध में मध्यस्थ-किसान जो अन्य किसानों की उपज एकत्रित करते 
हैं। जमींदार जो अपने काश्तकारों की उपज एकत्रित करते हैं। गाँव का 


महाजन, घूमने-फिरने वाले क्रेता, कच्चा आदृतिया, पक्‍का आदतिया, थोक 








400 


व्यापारी, मिरलों के एजेन्ट तथा निर्यातक एवं उनके एजेन्ट आदि हैं। कुछ 
मध्यस्थ क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से काम करते हैं और दोनों पक्षों 
से कमीशन लेते हैं। अनेक कार्य धोखाधड़ी पूर्व भी होते हैं, जैसे पर्दे के 


अन्दर इशारों से कीमत तय करना। 


(3) संग्रह की सुविधाओं का अभाव (बल: 0 0ब९० #ब2ट0॥65) :+- 
अधिकतर गाँवों में अथवा कृषकों के पास अपनी उपज को संग्रह 
करने के लिए गोदामों अथवा भण्डारगुृहों का अभाव है। इस कारण उसे 
अपनी उपज तैयार होते डी बेचनी पड़ती है। यदि वक्त अपनी उपज अधिक 
मूल्य प्राप्त करने की आशा से संग्रह करता है तो बहुत सी उपज नष्ट हो 
जाती है। मूल्य उप-समिति (श06 $प70-007 7086) ने यह अनुमान लगाया 
है कि फसलों के संग्रह करने की उचित व्यवस्था न होने के कारण कृषि 
उत्पादन का १0 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है। देश में इस प्रकार 


,500 करोड़ रूपये मूल्य की फसलें नष्ट हो जाती हैं। 


(4) दोषपूर्ण यातायात व्यवस्था (9९०८7९५८ पर-बरा5.9074 $9ए४शा।) :- 
ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक यातायात की स्थिति दोषपूर्ण है। बल्लुत 
से गाँव आज भी मण्डियों से काफी दूर हैं। कच्ची सड़कें, माल छोने के 
लिए बैलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशनों से गाँव की दूरी, स्टेशनों के निकट गोदामों 
का अभाव- ये कुछ ऐसे दोष हैं जो आज भी विद्यमान हैं। इन दोषों को 
दूर किए बिना कृषि-विपणन की उचित व्यवस्था करना कठिन है। टयष्ट्रीय 
योजना समिति, 4937 (षिश्ञाणाओं शिक्ापारह्‌ (णाए्रा[26, 4937) ने अपनी 
ग्रामीण-विपणन तथा वित्त सम्बन्धी रिपोर्टर (२७७णा णा रिपावों ४९०४९ 0१0 


ग़ा॥आ06) ने ठीक ही कहा था कि “अच्छी सड़कें न केवल माल के प्रवाह 





80 


में बल्कि विचारों में भी सदढ्लायक होती हैं।” 


(5) विपणन समाचारों के प्रसार का अभाव 
(3०६ एण एटा ए ३४2८एाए्टर '६९७७) :- 

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-उपज के विषय में विश्वसनीय सूचनाएँ 
तथा समाचर का प्रसार एवं प्रचार करने वाली उपयुक्‍त संस्थाओं का सर्वथा 
अभाव है। किसानों को बनियों तथा व्यापारियों से प्राप्त समाचारों पर छी 
विश्वास करना पड़ता है। परन्तु ये व्यक्ति उन्हें मण्डियों में प्रचलित भाव 
ठीक-ठीक नहीं बताते, जिससे किसानों का शोषण ही होता है। अशिक्षित 
छहोने के कारण किसान भी समाचार पर्तो आदि से प्रचलित भावों का ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर पाते। इधर रेडियों व दूरदर्शन पर विभिन्‍न मण्डियों के भार्वों 
को प्रसारित करने की व्यवस्था करके सरकार ने इस दोष को दूर करने 
का प्रयत्न तो किया है, परन्तु गाँव में इनका अधिक प्रचलन न होने से 
समान्यतया किसान अब भी विपणन सम्बन्धी सूचनाओं से विरत रहते हैं। 
जबकि आज के समय में सूचना क्षेत्र विपणन का एक सशक्त माध्यम बन 


कर उभरा है। 


(6) नियन्त्रित बाजारों की कमी (80742 ० २९९४प्रा४०१ १७7725) :- 
देश में आज की नियन्त्रित बाजारों की कमी है। आज तक करीब 
8,000 मण्डियों में से 4,345 मण्डियाँ अनयिन्त्रित हैं। नियन्त्रित बाजारों 
में भी अधिकारियों द्वाय नियमों व उपनियर्मों को लागू करने में विशेष 
कड़ाई नहीं की जाती। यही कारण है कि इन बाजारों में आज भी वे ढी 
पुराने दोष पाये जाते हैं। जहाँ विपणन के नियम लागू नहीं हैं और व्यापारी 
अपनी मनमानी करते हैं। नियन्त्रित बाजारों में भी नियमों को कठोरता से 








402 


लागू नहीं किया जाता है। जिसके कारण कृषक अपनी उपज गमण्डी में ले 


भी आता है तो उसे पूरा फायदा नहीं मिल पाता। 


(7) सहकारी विपणन व्यवस्था का अभाव 
(3९८९ ० (०-०फशथ-शबरार८ शिा7शागए) :- 

भारत में सहकारी विपणन व्यवस्था का नितान्त अभाव रहा है। 
प्रथम तो यहाँ पर्याप्त कृषि उपज विपणन समितियाँ डी नहीं हैं। यदि कुछ 
विपणन समितियाँ हैं भी तो वे सीमित मण्डियों में कार्य करती हैं। उनकी 
कार्य व्यवस्था में भी अनेक दोष विद्यमान हैं। मण्डियों में मध्यस्थों व 


दलालों का बोलबाला रहता है अतः ये अपनी मनमानी करते हिैं। 


कुशल-विपणन का महत्व 

(४7?0२4९८४० 07 फऋाफाटाएाएा ७ रा) 

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए संगठित विपणन का 
विशेष महत्व है। खाद्य तथा कृषि पर विचार करने के लिए संयुक्‍त याष्ट्र 
सम्मेलन द्वारा नियुक्त विपणन समिति (76 ७४६९७॥7४ (००7.र॥॥86 ०0[6 
(गर60 'षिज्वाणाड एजालशिशा0०6 ० 006 ॥0 ७ ९707रपा७) ने देश के समाज में 
आर्थिक विकास के लिए कुशल विपणन के महत्व को इन शर्ब्दों में व्यक्त 
किया था- “खाद्य तथा कृषि समस्‍या का केन्‍्द्र-बिन्दु विपणन ही है खाद्य 
उत्पादन में वृद्धि करना निरर्थक होगा, तथा पौष्टिक भोजन के लिए आदर्श 
प्रमाप निधारित करना भी बेकार होगा यदि खाद्य पदार्थों को उत्पादक से 
उपभोक्‍ता तक उप-मूल्य पर पहुँचाने की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसे 
उत्पादक के लिए उचित मूल्य कहा जा सके तथा जो उपभोक्‍ता की भ्रुगतान 


क्षमता के अन्तर्गत डो।” 





403 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि कृषि उपज की उचित 
विपणन-व्यवस्था का होना बहुत डी आवश्यक है। यह उतनी ही अधिक 
महत्वपूर्ण है जितनी की कृषि उत्पादन में वृद्धि। निजी विपणन की पद्धति, 
जो विश्व में अधिकतर प्रचलित है, दोषपूर्ण है। यह कृषकों का हित ध्यान 
में नहीं रखती, उनमें मध्यस्थों का बाहुलल्‍य है। कोई भी वस्तु उनके माध् 
यम से ही उपभोक्‍ताओं तक पहुँचती है। यही कारण है कि उपभोक्‍ताओं 
तक किसी वस्तु के पहुँचने तक उसके मूल्य का काफी विस्तार हो जाता 
कहै। इससे न तो उत्पादक को ओर न उपभोक्‍कक्‍ता को ही लाभ मिलता है। 
मूल्य वृद्धि से मध्यस्थों का लाभ ही बढ़ता है उत्पादक को तो अपनी वस्तु 
का एक निश्चित मूल्य मिल जाता है। उपभोक्‍ता अधिक मूल्य देकर शोषित 
होता हैं। यही कारण है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता, दोनों ही निजी 
विपणन के विरूद्ध हैं। वास्तव में, निजी विपणन-व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था 
का एक प्रतीक कै जिसे एक नवीन प्रणाली द्वाया प्रतिस्थापित करना 
आवश्यक है जिसके अन्तर्गत किसानों को अपने परीअ्रम तथा कष्ट का 
उचित प्रतिफल प्राप्त छो सके तथा वे अधिक उत्पादन करने के लिए 


प्रोत्साहित हो सकें। 


सहकारी-विपणन का अर्थ 
(४५4७ 07 (0-0श/7२७70५४ 4राटर6) 
सहकारी विपणन व्यवस्था का अभिप्राय सामूहिक रूप से कृषि 
उपज बेचने के उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों द्वारा स्थापित ऐच्छिक व्यावसायिक 
संगठन से हैं। वास्तव में, सहकारी बाजार व्यवस्था सहकारिता के आधार 
पर संगठित किये जाने वाले विपणन कार्यो की ओर संकेत करती है। 
एफ.ए.ओ. (7? 8 0) के एक विपरीत माग्रिट डिम्बी (/ध्वाष्टआल 





४७घ७७७७७७एछऋ॒नरर७७७७#४##७#७&७&#₹#2#७८७४७४७४४७४४७४७४७४#४#७#७#७७७४७७७०७ ० यार कक तल अल जज लक मा भा अााा52 शाम ााालाउतााादादन पा माया साधा धभभ पाला भाभ मान रब का * का का कम्पभ्थाका मत 


404 


080५) के अनुसार, “सहकारी विपणन व्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके 
अन्तर्गत किसानों अथवा उत्पादकों का वर्ग अपनी वस्तुओं को उपभोक्ताओं 
तक पहुँचाने से सम्बन्धित कुछ अथवा सभी प्रविधियों या कार्यो को पूरा 
करने के उद्देश्य से एक साथ संगठित हो जाता है।” 

बेकेन तथा शार्स (880९आ १0 5०495) के अनुसार, “विपणन में 
सहकारिता का अभिप्राय एक ऐसे व्यापारिक उपक्रम से है जो आर्थिक 
शक्तियों से प्रभावित होता है, परन्तु उन सभी परम्पराओं, संकिताओं तथा 
व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता जो निजी व्यपारिक उपक्रमों को प्रभावित 
करते हैं। ” 

टी.एन. भास्कर (]]प 8॥98(4) ने कृषि उपज पर “अखिल भारतीय 
सहकारी विपणन कार्यशाला? में प्रस्तुत किये शोध-पत्र में सहकारी 
विपणन-व्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी थी। “वास्तव में, सहकारी 
विपणन व्यवस्था किसी देश की वहक्ू वितरण व्यवस्था है जो समाजवादी 
समाज का प्रतिनिधित्व करती है।” 

सरल शब्दों में, कृषि पदार्थों के सहकारी विपणन से आशय कृषि 
उपज के संगठित विक्रय से है, जो लाभ की भावना के बिना ही व्यक्तिगत 
कृषकों के हितों का ध्यान रखकर किया जाता है। सामूढिक आधार पर 
विपणन व्यक्तिगत विपणन की अपेक्षा सदा प्रभावशाली होता है, क्योंकि 
इसके द्वारा दोनों (व्यक्तिगत उत्पादन और संयुक्‍त विक्रय) लाभ प्राप्त किये 
जा सकते हैं। 

एक सहकारी विपणन समिति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :- 

() ऐच्छिक संगठन +- सहकारी विपणन समिति के लिए कुछ व्यक्ति 
बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से सामूढिक लाभ के लिए एकत्रित 


होते हैं तथा एक संगठन का निर्माण करते हैं। 





405 


(2) उद्देश्य :- सहकारी विपणन समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदर्स्यों 
को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाना है इस प्रकार इसका उद्देश्य 
अपने सदस्यों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है। 

(3) लोकतांत्रिक संगठन :- सहकारी विपणन समिति का संगठन लोकतांत्रिक 
आधार पर गठित किया जाता है। अर्थात यह समिति सदस्यों की होती है 
तथा सदस्यों के हित के लिए सदर्स्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही 
संचालित की जाती है। 

(4.) सहकारिता के सिद्धान्तों का पालन किया जाता है। 

(5) उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी +- सहकारी विपणन 
समिति जहाँ एक ओर उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य 
दिलवाती है, वहीं दूसरी ओर यह अनावश्यक मध्यस्थों को समाप्त कर 
उपभोक्‍ताओं को भी उचित मूल्य पर उपभोग वस्तुएँ उपलब्ध करवाती है। 
(6) कृषि उपज विपणन :- इस प्रकार की समिति का मुख्य कार्य कृषक 
की उपज का विपणन इस प्रकार करना है कि किसान को उचित मूल्य 


मिल जाय। 


सहकारी-विपणन का महत्व 
(0870२4घ९४ 0# (0-०ए२७77५४% 4२९0८) 
सहकारिता के विशेषज्ञों की धारणा है कि कृषि-विपणन की 
व्यवस्था में आवश्यक सुधार उसमें सहकारिता के सिद्धान्तों का समावेश 
करने पर ही किया जा सकता है। सहकारी संगठन इस दिशा में महत्वपूर्ण 
तथा विशेष योगदान दे सकते हैं। शाही कृषि आयोग ने 4928 में ही 
कहा था कि व्यक्तियों द्वारा अपनी वस्तुओं के विपणन से सामूहिक विपणन 


कहीं अधिक कुशल एवं अच्छा है विशेषकर उन परिस्थितियों में जो भारत 





06 


में विद्यमान हैं क्योंकि यहाँ प्रत्येक उत्पादक एक बहुत डी छोटी इकाई है। 
अतः यहाँ उस आदर्श को प्राप्त करना उपर्युक्त होगा जिसके अन्तर्गत 
सहकारी बिक्री समितियों को संगठित किया जाय जो किसार्नों को उनके 
उत्पादन कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करेंगी, उनकी वस्तुओं को बिक्री योग्य 
बनाने में सहायक होंगी। बिखरी हुई उपज को एकत्र करके उनके 
वर्गीकरण तथा प्रमापी करण को सम्भव बना सकेंगी और इस प्रकार वे 
भारतीय उत्पादकों (किसानों) की उपज निर्यात बाजार तथा भारत म्॑ेें बड़ी 
संख्या में फेले हुए उपभोक्‍ताओं के निकट ले आयेंगी। 

कृषि वन तथा मछली उद्योग पर विचार करने के लिए निर्मित की 
गयी विपणन उप-समिति ([४व्बाटशआआए $प्7-(णशध॥॥धध[66) ने 4944 में कहा 
था- “कृषि-उपज का सहकारी अथवा सामूहिक विपणन न केवल अत्यधि 
शक कुशलता की दृष्टि से, बल्कि उत्पादक की सौदा शक्ति मजबूत बनाकर 
उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी आवश्यक है।” 

संयुक्‍त राष्ट्र संघ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि “महत्व 
की दृष्टि से सम्भवतः साख प्रदान करने तथा उसका प्रबन्ध करने वाली 


संस्थाओं के बाद सहकारी विपणन संस्थाओं का ही स्थान है।” 


सहकारी-विपणन के उद्देश्य एवं लक्ष्य 
(&085 40 08772(ए"ै0॥५४०६ 07 ९0-०'र «५४ ४.4२९077४0) 
प्रत्येक सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य सदस्यों की उपज 
को उस सर्वोत्तम बाजार अथवा स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से बेचना है जिसमें 
उसे उपज का उचित मूल्य मिल सके। ऐसा होने पर ही सदस्य सर्वाधिक 
माँग की पूर्ति के लिए अच्छी से अच्छी वस्तु का अधिक से अधिक मात्रा 
में उत्पादन करने के लिए इच्छुक होगा। इससे वस्तु की तौल उचित ढंग 





असल हक थम ल ननन-न-3393५७७०33ंनन+++3०++७+७५33७५ ५3 «+५33.3+3आआआभ थमा आल५33४े++3५33.५33५+ मल >नलजर 
07 


से सम्भव हो पाती है तथा उचित वर्गीकरण हो जाने से किस्म के अनुसार 
ही उत्पादक को अपनी उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाता है। इसका 
उद्देश्य फसलों को बेचने की व्यवस्था इस प्रकार करना है कि उनको 
उठाने, रखने तथा बिक्री करने में किसी प्रकार की बरबादी या हानि न हो 
और उनके मूल्यों में किसी प्रकार की कमी न हो। व्यापारिक सौदे 
इमानदारी से किये जाते हैँ, तथा मूल्यों पर व्यापारिक संघों के अनियमित 
प्रभावों को रोकने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाते हैं। सदस्यों को 
उचित शर्तों पर पेशगी में रकम देकर उनको उस समय वित्तीय सहायता 
दी जाती हकै। जबकि वे फसलों के पकने की प्रतीक्षा कर रहे होते ढैं। इस 
समिति का उद्देश्य किसानों को विपणन विधि की विभिन्‍न स्थितियों का 
पूर्ण एवं उचित ज्ञान प्रदान करना भी होता है। 

इस सम्बन्ध में दाँतवाला समिति (09७9॥३ (८.ण॥7स्‍606) का यह 
विचार था कि, “किसानों द्वारा एक सहकारी विपणन समिति संगठित करने 
का प्रमुख उद्देश्य अपनी उपज को अपने ही हित में बेचना कै और इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्‍ताओं के बाजार तक वस्तुओं की 
गतिविधि को पुर्नगठित करना है।” 

एक अन्य खोत के अनुसार , “सहकारी विपणन समिति का 
उद्देश्य वस्तुओं की बिक्री एवं नियमित पूर्ति द्वारा विपणन की दशाओं एवं 
स्थितियों में स्थायित्व लाना है।” 

सहकारी विपणन समिति के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं :- 

(3) किसानों की सौदा करने की शक्ति को मजबूत बनाना। 
(2) सदस्यों की उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना। 
(3) अनावश्यक मध्यस्थों को हटाना। 


(4) उन समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिनको वित्त की 





08 


आवश्यकता है। 

(5) किसानों को अच्छी किस्म की फसलों को उत्पादित करने के लिए 
प्रोत्साहन देना। 

(6) मूल्यों में स्थायित्व लाना। 

(7) उचित व्यापारिक नीतियों को विकसित करना। 

(8) वस्तुओं के वर्गीकरण, प्रमापीकरण तथा यातायात की प्रमुख सुविधाएँ 
प्रदान करना | 

(9) कृषि उपज की वसूली निर्धारित मूल्य नीति के क्रियान्वयन में सरकार 
के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। 

(0) अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की सुरक्षा में वृद्धि करना तथा उसमें 
आत्म-सहायता, बचत तथा अच्छी खेती करने की भावनाओं को विकसित 
एवं प्रोत्साहित करना । 

(74) कृषि साधनों (जैसे - बीज, उपकरण, कीटनाशक, उर्वरक आदि) के 
केन्द्रों के रूप में कार्य करना। 

(7 2) विपणन तथा साख व्यवस्थाओं को एक सूत्र में पिरोकर सहकारी 
साख कार्यक्रमों का विकास करना। 

(। 3) राज्यों एवं क्षेत्रीय सहकारी क्रय-विक्रय संघों के समन्वय से सदस्यों 
की उपज का निर्यात करना। 

(।4) अन्य वे सभी क्रियायें करना जो कृषि उपज की उत्तम बिक्री में 


सहायक हों। 


सहकारी-विपणन के लाभ 
(5790४4540670285 07 (0-0श/-२ ७79५४ ४5२९७४7)।7४०) 
सहकारी विपणन व्यवस्था ने डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, 


कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्वीट्जरलैण्ड आदि देशों में पर्याप्त सफलता 





09 


प्राप्त की है। भारतीय परिस्थितियों में सहकारी विपणन के लाभ इठतरमनें 
अधिक हैं कि यह कृषि उपज की बिक्री का सबसे सन्‍तोषजनक विकल्प 
प्रतीत होता हैं विभिन्‍न वर्गों को सहकारी विपणन से निम्नांकित लाभ प्राप्त 
होते हैं। सहकारी विपणन के लारभों को हम तीन भागों में विभाजित कर 
सकते हैं :- 

() कृषकों को लाभ, 

(2) उपभोक्‍ताओं को लाभ, 


(3) समाज को लाभ । 


(7) कृषकों को लाभ (40५93॥3225 0[ 78॥7॥€:5) 

() विपणन व्यय में मितव्ययिता (&८ण0णा9 7 (0४ 0 ५६४८९४॥8) - 
विपणन समिति द्वार बड़े पैमाने पर व्यपार किये जाने पर उसे बाजार 
सम्बन्धी अनेक कार्यो एवं उपकार्यो, जैसे - एकत्रीकरण, वर्गीकरण, 
वस्तु-संग्रह, जोखिम उठाने आदि पर वास्तविक मितव्ययिताओं का लाभ 
प्राप्त होता है। मध्यस्थों की अपेक्षा समिति के लिए इन सेंवाओं को 
कम से कम लागत पर प्रदान करना सम्भव होता है, क्योंकि उसे 
अनावश्यक मध्यस्थों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती । ऐसे मध्यस्थों 
के कार्यो की व्याख्या समिति स्वयं करती है। 

(2) उचित मूल्य (वा ?06) - किसान की सौदा शक्ति बढ़ाकर ये 
विपणन-समितियाँ उसे अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने में उसकी 
सहायता करती है। ये समितियाँ उसे वित्तीय सहायता प्रदान करके इस 
योग्य बना देती हैं कि वह कुछ दिन अपनी उपज को उचित मूल्य पर 
बिक्री करने के लिए प्रतीक्षा कर सकता है। 





440 


(3) ग्मूल्य संघघों के विरूद्ध सुरक्षा ($26टाभा05 88थ्ा।8४ 7606 [२॥25) :- 
सहकारी सम्तति कभी भी सट्ठे के सौदे नहीं करती हैं वह अपने सदस्यों 
की उन मूल्य संघों से रक्षा करती है जो अनियमित रूप से कीमत बढ़ाने 
का प्रयत्न करते हैं। उसका उद्देश्य मूल्यों को बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें 
नियन्त्रित करके उनमें स्थायित्व लाना होता है। 

(4) साख सुविधाएँ ((४6०॥ #3०[॥॥65) :-: विपणन सहकारी समितियाँ 
केन्द्रीय बैंकों तथा अन्य स्त्रोतों से आसानी से वित्त प्राप्त कर सकती 
हैं। इस प्रव्कार वित्त प्राप्त करके वे किसानों को उचित शर्तों पर ऋण देकर 
उन्हें महाज्ननों के चंगुल तथा कपटपूर्ण व्यवहारों से बचाती हैं। 

(5) सौदा शक्ति में सुधार (779णांथा ॥ उ्वशष्यापह 20०) +- मूल्य में 
स्थायित्व लाने के अतिरिक्त सहकारी विपणन समितियाँ किसानों में 
पारस्परिक सहयोग एवं संगठन की भावना का विकास करती हैं। तथा 
उनमें सामूहिक रूप से सौदा करने की क्षमता एवं शक्ति उत्पन्न करती है। 

(6) अच्छी फसलें उगाने में सहायक [(म6ए्णि गए एर0०शा?2 (0000 
(70958) +- कृषकों को अच्छे उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि यंत्र आदि 
देकर विषण्ान समितियाँ अपने सदस्यों को अच्छी फसलें उगाने तथा अपनी 
भूमि की उपज बढ़ानें में सहायता प्रदान करती हैं। 

(7) लाभ का वितरण (क्गाएपाणा ० शर्णी) ++ सहकारी विपणन 
समितियों के लाभ पर सदस्यों का सामूढिक अधिकार होता है। यह लाभ 
सदर्स्यों में उनके द्वारा समिति के माध्यम से किये गये व्यापार के अनुपात 
में बाँट दिया जाता है। 

(8) सलकारी विपणन का शैक्षणिक महत्व (80606कञाए९ढ एप९ ०0 (०- 
()0028॥७४ '(था॑आआ?९) +- सहकारी विपणन समितियाँ अपने सदस्यों को 


सहयोग ककी उचित शिक्षा प्रदान करती हैं। सहकारी विपणन समिति 





4॥4 


(0०प्रग्रा०6) ने ठीक ही कहा है कि - सहकारी विपणन स्वयं की चेष्टाओं 
द्वारा की जाने वाली बिक्री की शिक्षा प्रदानकरता हैं किसानों को इस बात 
की आर्थिक शिक्षा प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सहकारी विपणन ही 
किसानों को इस बात की जानकारी भी प्रदान करता है कि विपणन की 


समस्‍या उत्पादन की समस्‍या से जुड़ी हुई हछै। 


(2) उपभोक्‍ताओं को लाभ (50५98॥92९5 ॥0 (0॥50॥6.5) 


सहकारी विपणन व्यवस्था द्वार उपभोक्‍ताओं को निम्नलिखित लाभ 
होते हैं +- 

(7) अच्छी किस्म की वस्तुएँ ((पथा+५ ?700005) :- सहकारी विपणन 
समितियाँ उपभोक्‍ताओं को हमेशा अच्छी किस्म की वस्तुएँ एकत्र एवं संग्रह 
करके बेचती है। 

(2) उचित मूल्य (था 0065) :- सहकारी विपणन समितियों द्वारा 
उपभोक्‍ताओं को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ आसानी से एवं उचित 
मूल्य पर प्राप्त हो जाती हैं। 

(3) पूरा तौल (८०७० एश्षष्टाी) ५ सहकारी विपणन समितियों में 
नाप-तौल में गड़बड़ी की सम्भावना बिल्कुल ही नही रहती। उपभोक्‍ता इन 
समतियों से बिना हिचक माल खरीदता है। 

(4) समाज को लाभ 

सहकारी विपणन की व्यवस्था नितिकता पर आधारित है। वह न केवल 
अपने सदस्यों को ही वरन्‌ समस्त जनता को भी अपने व्यवहार में 
ईमानदार रहने की शिक्षा देती है। इसके द्वारा उत्पादक को अधिक मूल्य, 
उपभोक्ता को उत्तम किस्म कमाल एवं राष्ट्र को अधिक राष्ट्रीय आय प्राप्त 


होती है। इस व्यवस्था में मनुष्य स्वार्थडीन, सेवाभाव ईमानदारी, बन्धुत्व 





2 


तथा निष्ठा की भावनाओं से प्रेरित होकर सामूहिक रूप से कार्य 


करता है। 


भारत में सहकारी विपणन की आवश्यकता 
(बा) 70२ (0-0ए९ए२ 4709५७0 ७4२९७ 7।7]।र6 पए धरा) 5) 

भारत में सहकारी विपणन व्यवस्था कई कारणों से आवश्यक 
हैं । सर्वप्रथम कारण तो यह है कि यहाँ कृषि विपणन व्यवस्था में कई दोष 
और बुराईयाँ हैं, जिनको दूर करने पर कृषि पदार्थों के विपणन की 
विधि सुधारी जा सकती है। इन कुरीतियों और दोषों से किसानों की 
आर्थिक दशा इस कारण और भी अधिक खराब डो जाती हैं क्योंकि उनमें 
से अधिकांश व्यापारियों के, जो अधिकतर महाजन भी होते हैं, ऋणी होते 
हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक उत्पादक “अक्षरशः कानूनन तथा व्यवहार में? 
गाँव के व्यापारियों की कृपा पर ही जीवित रहते हैं। 

व्यापारी-महाजनों की शक्तिशाली स्थिति का वर्णन करते हुए 
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कहा था कि “अधिकतर 
किसान यदि सौदा करने की स्थिति में होते भी हैं, तो वे उस व्यक्ति से 
ही सौदा करते हैं जिसके पास धन है, जो साख या ऋण प्रदान कर सकता 
है, जिसका बाजार पर एकाधिकार है तथा जिसके पास यातायात की सुवि६ 
पएएँ उपलब्ध हैं। ” 

राजकीय व्यापार सम्बन्धी समिति (॥6 (0ग्राप्रा66 ०0 9086 30॥7९) 

ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में कृषि पदार्थ के अधिकांश 
उत्पादक व्यापारियों के कृपा पात्र हैं। अज्ञानता तथा साधनों की कमी उत्हें 
कड़ी मेहनत द्वारा उत्पादित अपनी फसलें कटते ही कम मूल्य पर बेचने 


के लिए बाध्य कर देती है तथा बाद में मौसम के अन्तर्गत यदि मूल्य में 











43 


कोई वृद्धि होती है, तो उसका लाभ मध्यस्थ ही उठाते हैं। 

भारतीय किसानों के खेत छोटे होने से तथा इन खेतों की उपज 
थोड़ी होने के कारणों से कृषि उपज की छोटी-छोटी मात्राओं को बेचना 
मुश्किल ही नहीं है, बल्कि महँगा भी है। इसके साथ ही साथ बिक्री की 
इकाई जितनी ही होती है, वह उतने ही अधिक मध्यस्थों के हार्थों से 
गुजरती है। यह विधि यदि अनुत्पादक नहीं है तो अनार्थिक अवश्य है। 

उपर्युक्त परिस्थितियों में छोटे-छोटे उत्पादकों का हित इसी में है 
कि वे सहकारी समितियाँ संगठित करके अपने सह-उत्पादकों के साथ 
मिलकर विभिन्‍न कृषि पदार्थों की तैयारी, खरीद व बिक्री सम्बन्धी कार्य 
करें। इस प्रकार संगठित होने पर ही वे अच्छे ढंग से उत्पादन तथा 
व्यवसाय कर सकेंगे तथा उन्हें उनसे सम्बन्धित अन्य कार्य करने की प्रेरणा 
प्राप्त छो सकेगी। 

सहकारी विपणन व्यवस्था केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि 
वह विपणन सम्बन्धी अनेक बुराईयों एवं कुरीतियों को दूर करने में 
सल्लायक होगी। इस व्यवस्था का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। यह आशा 
की गई है कि यदि कृषि उपज के लिए सहकारी विपणन की कुशल 
व्यवस्था की जाय तो उत्पादक द्वारा प्राप्त किये गये तथा उपभोक्ता द्वारा 
दिये गये मूल्यों का अन्तर ([शा०6 59७80) कम हो जायेगा और प्राथमिक 
उत्पादकों को निश्चय ही उचित एवं अधिक प्रतिफल प्राप्त होने लगेगा। 

भारत में सहकारी विपणन इसलिए भी नितान्त आवश्यक है 
क्योंकि यहाँ विपणन के तरीके बहुधा उन तरीकों से भिन्‍न हैं जो एक 
स्वस्थ बाजार के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मध्यस्थ अधिक लाभ 
के उद्देश्य से वस्तुओं की कीमतें बढ़ानें का प्रयत्न करते हैं। यदि भारत 


में कृषि-उपज की सहकारी विपणन व्यवस्था का बड़े पैमाने पर विकास 


सब ५७ पथ थक थकान ++-नमननननननन-ननननन+> 33५3०» 33आ+3५++«+++3+3+ «33 3५33०33.>>०»+>>3333> 3333 
ग्नगभ््म्म्म्म्््_्भ्््््ग्णमम ् ् ् एप पु छ छ ० एक णश्णश्श्ाथा सम 34999399४ ७७७ ५४आस४५३3५५५५३७७७७७५५४४३३५७०३७+आआ»5त0१७७७३४५काक आन 
444 


किया जाय तो मूल्यों में स्थायीकरण की समस्‍या भी हल हो जायेगी। 
यहाँ सहकारी विपणन व्यवस्था का विकास इसलिए भी आवश्यक 
है क्योंकि सहकारिता का विकास बहुत कुछ इसी पर निर्भर कछै। सहकारिता 
सम्बन्धी विचारधारायें इस तथ्य पर विशेष रूप से जोर दे रही हैं कि 
सहकारी साख आन्दोलन उस समय तक सफल नहीं होगा जब तक कि 
उसे सहकारी विपणन से नहीं जोड़ा जायेगा। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं 
होने से भारत में सहकारी साख आन्दोलन को आशातीत सफलता नहीं 
मिल सकी है। वास्तव में, सहकारी विपणन सहकारी साख का ही 
उप-सिद्धान्त या परिणाम है। एक के अभाव से दूसरा अपूर्ण तथा दोष 
मुक्‍त है। यदि सहकारी साख के साथ सहकारी विपणन सम्बन्धी कार्य नहीं 
जुड़े हैं अथवा सहकारी साख सम्बन्धी कार्यो में विपणन कार्यो का 
समावेश नहीं किया गया है तो उसकी तुलना उस 'हैमलेट' (प्थाए&ं) से की 
जा सकती हैं - “जो हैमलेट तो है परन्तु डेनमार्क का राजकुमार नहीं है।” 
उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में 
कृषि की समृद्धि के लिए नियमित तथा कुशल विपणन की आधारभूत 
आवश्यकता है। एच.एल-काजी जो सहकारिता आन्दोलन के प्रणेता माने 
जाते हैं, ने 948 में कहा था कि, “सहकारिता का भविष्य अन्य किसी 
भी दिशा में विकास की अपेक्षा विपणन की दिशा में विकास पर निर्भर 
है।” वास्तव में, यह कहना ठीक भी है, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति 
में सुधार लाने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि खेत से लेकर थोक 
बाजार तक उनकी सौदा करने की शक्ति को मजबूत बनाया जाय। यह 
उसी समय सम्भव हो सकता है, जबकि उनकी वर्तमान आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए उन्हें आवश्यक वित्त, ऋण अथवा पेशगी के रूप में देकर 


माल रोक रखने की क्षमता में वृद्धि की जाय। 





445 


विपणन समितियों का ढाँचा व संगठन 
(8770 (7एर: 3० ०07२०4४७५७7१०४ 07 
०56 50(८ाएय:8) 

सहकारी विपणन समितियों के संगठन का स्वरूप देश में एक 
सा नहीं रहा है, जबकि कुछ राज्यों, विशेषकर बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, 
कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियों के 
संगठन का स्वरूप द्वि-स्तरीय है। अर्थात माध्यमिक बाजार स्तर पर 
प्राथमिक विपणन समितियाँ स्थापित की गयी हैं तथा राज्य-स्तर सर्वोच्च 
विपणन समितियाँ। अन्य राज्यों में तीन स्तरों पर इन समितियों को 
संगठित किया गया है- 
(0). माध्यमिक स्तर पर विपणन समितियाँ, 
() जिला-स्तर पर केन्द्रीय विपणन समितियाँ, 
(0) जिला-स्तर पर सर्वोच्च विपणन समितियाँ। 

केन्द्रीय स्तर पर विपणन समितियाँ आन्ध्र-प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, 
महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर-प्रदेश में पायी जाती हैं। 

जिला स्तर पर इन समितियों के संगठन के विषय पर विशेषज्ञों 
में मतभेद रहा है। इस स्तर पर समितियाँ स्थापित करने के पक्ष में यह 
कहा जाता है कि वे अन्तरजिला व्यापार (पञाक्ष-)शभा70 77806) करने, जिलाधि 
कारियों से सम्पर्क स्थापित करने, बड़े पैमाने पर कृषि उपज के विधिकरण 
तथा रासायनिक उर्वरकों और अन्य कृषि उत्पादर्नों (॥775) की पूर्ति करने 
में सहायक होंगी। द्वि-स्तरीय सहकारी विपणन संगठन के पक्ष में यह तर्क 
प्रस्तुत किया जाता है कि व्यापार की दृष्टि से जिला विपणन समिति एक 
उपर्युक्त खोत एवं माध्यम नहीं है। यही कारण है कि जहाँ तक वास्तविक 


बिक्री का प्रश्न है, इसका कार्य क्षेत्र सीमित ही रहेगा। सर्वोच्च समिति ने 








6 


अपनी शाखाएँ खोलकर जिला विपणन समितियों के कार्य ठीक ढंग से 
करने में समर्थ हो सकती है। 

सहकारी विपणन संगठन के भावी स्वरूप के सम्बन्ध में दाँतवाला 
समिति ने द्वि-स्तरीय ढाँचे का सुझाव दिया। उसने यह सुझाव दिया कि 
राज्य स्तर पर सर्वोच्च समिति तथा मण्डी स्‍तर पर प्राथमिक विपणन 
समितियों और जिला तथा क्षेत्र स्तर पर सर्वोच्च समिति की शाखाएँ 
स्थापित की जानी चाहिए। जिन राज्यों में सहकारी विपणन संगठन 
त्रि-स्तरीय है, वहाँ इस व्यवस्था में बिना परिवर्तन किये, जिला-स्तरीय 
समितियों को चाहिए कि वे धीरे-धीरे उन सभी कार्यों को बन्द कर दें तो 
प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों द्वारा सुगमता एवं सरलता से किये 
जा सकते हैं। 

कृषि उपज के सहकारी विपणन के लिए संस्थागत ढाँचे का 
स्वरूप पूरा हो चुका है देश में सहकारी विपणन ढाँचे में निम्न शामिल हैं 


)) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, 


( 
(0) राज्य सहकारी विपणन समितियाँ, 
(॥) केन्द्रीय विपणन समितियाँ, 
(५) प्राथमिक विपणन समितियाँ। 
राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ 
(बि4038 8406रा टए)एर4॥ा, (00-0एट२47५८ भ4ाराटटापारठ कणछएछार ७770५) 

यह संघ भारत में राज्य-स्तर पर स्थापित सर्वोच्च सहकारी 

विपणन समितियों की संघीय संस्था है। इसका प्रमुख कार्य राज्यों/संघों के 


कार्यो में समन्वय स्थापित करना है तथा उन्हें तकनीकी मार्णदर्शन एवं 





77 


उचित सलाह प्रदान करना है। यह संघ अन्तर्राष्ट्रीय तथा निर्यात व्यापार भी 
करता है। 

इस संघ की स्थापना 4958 में की गयी थी। इसका प्रमुख 
कार्यालय नयी दिल्‍ली में है तथा इसकी क्षेत्र-सीमा सम्पूर्ण देश है। इसकी 
शाखाएँ मुम्बई तथा कोलकाता में और उपशाखाएँ गोहाठी तथा नवगाँव में 
स्थापित की गयी है। संघ ने बाजार शोध तथा समाचार प्रसारण विभाग 
(७४८७ २65९३०॥ थात श्धा८ पराशा2आ0०6 ०७)) और कृषि आदान विभाग 
(4 शा०प्रीपा8 पाएपा$ (७९॥) भी स्थापित किये हैं। 

सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की सर्वोच्च विपणन समितियों को 
इसकी सदस्यता प्राप्त हैं। संघ की प्रदत्त अंश पूँजी 7955-56 में 58. 
9 लाख रूपये से बढ़कर 976-77 में 60.4 लाख और 977-78 
में 63.9 लाख रूपये हो गयी। 98-82 के दौरान नेफड (४४४57) 
ने 752 करोड़ रूपये का व्यापार किया जबकि 4977-78 में 42 करोड़ 
रूपये का। उपभोक्ता मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए नेफड 
खाद्य तेलों, तिलहनों, दालों, चाय, प्याज तथा आलू के सुरक्षित भण्डार 
बनाने का कार्य करता रहा। देश के बाजारों में स्थिरता लाने हेतु नेफड को 
दालों का आयात करने का कार्य भी सौंपा गया। भारत सरकार के कहने 
पर उसने उत्तर-प्रदेश में गुड़ के विपणन व्यापार में प्रवेश किया ताकि 
गन्‍ना उत्पादकों के छित में मूल्यों को गिरने से रोका जा सके। जून 
।978 के दौरान भारत सरकार ने बीड़ी तम्बाकू को मूल्य समर्थन योजना 
में शामिल किया और इस योजना के संचालन का भार भी नेफड को सौंपा 
गया। देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य 
मिलें इसके लिए नेफड ने 977-78 के दौरान मिजोरम में उत्पादकों से 


लगभग 9० हजार क्विंटल अदरक की खरीद की व उचित मूल्यों पर अण्डे 








6 


खरीदने व बेचने का कार्य भी करता रहा। नेफड ने निर्धारित दर पर 
उपभोक्‍ताओं को चाय बेचने का कार्य भी किया। 985-86 में संघ ने 
84.78 करोड़ रू0 का व्यापार किया जिसमें 79.42 करोड़ रू0 का 
विदेशी व्यापार सम्मिलित था। 4985-8 6 में संघ ने 377.72 लाख रू० 
का लाभ कमाया, जबकि यह राशि 984-8 5 में 747.78 लाख रू0 
थी। 996-97 में नेफड की कुल बिक्री 642 लाख रू०0 की थी जिसमें 


कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात 385.6 करोड़ रू0 का था। 


राज्य सहकारी विपणन समितियाँ 
(&4&॥7% (0-0एशर२4797% ४.५7२९७7।7५७ ७&0(८४77&&) 

प्रत्येक राज्य में राज्य-स्तर पर एक विपणन समिति की स्थापना 
हो चुकी है। इन समितियों को कुछ राज्यों में सर्वोच्च विपणन संघ (28906 
क९७॥॥९ 7९०१९४०४०ा) भी कहते हैं। इस समितियों का उद्देश्य सदस्य 
क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की कृषि उपज का विक्रय करना और अन्य 
राज्यों को माल भेजने व निर्यात करने की व्यवस्था करना है इसके साथ 
ही उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे किसानों को आवश्यकतानुसार 
कृषि साधनों (प)ए/$) तथा अन्य वस्तुओं को एकत्र करें तथा राज्य में 
स्थापित सहकारी समितियों की मार्फत उन्हें किसानों को बाँटनें की व्यवस्था 
करें । 

जहाँ वस्तुओं को बिक्री योग्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर 
अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है वहाँ सर्वोच्च या शीर्ष 
विपणन समिति प्रोसेसिंग का कार्य भी करती है। वह उर्वरकों के सम्मिश्रण 
(श।॥52 '५त्रापा०25) तथा उन्‍नत कृषि उपकरणों के उत्पादन तथा किसानों 
में उनका वितरण करने के लिए उत्पादन-इकाईयाँ स्थापित करती है। 


इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य बाजार-समाचार का प्रसार करना तथा 





449 


कृषि उपज के निर्यात, विपणन तथा विधिकरण या प्रोसेसिंग सम्बन्धी कुशल 
परामर्श प्रदान करना भी है। इससे कुछ विकास कार्यों के सम्पादन की भी 
अपेक्षा की जाती है, जैसे- अपनी सम्बद्ध समितियों को गोदार्मो के 
निर्माण, विधिकरण इकाईयों की स्थापना करने आदि में सहायता करना। 
इसके अतिरिक्त इसका यह भी कार्य है कि वह कृषि उपज के विपणन, 
उत्पादनों (770) , घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति आदि के लिए सरकारी 
विभागों से अपना सम्पर्क बनाये रखें। इन सब कार्यो के सम्पादन के 
लिए, उसे सम्बद्ध समितियों के कार्यो में समन्वय रखने, उनका पथ-प्रदर्शन 
करने तथा उनके कार्यो का निरीक्षण करने के विशेष कर्तव्य भी सौंपे गये 
हैं। 

985-86 में राज्य स्तर पर 29 संघ थे- ॥5 सामान्य 
उद्देश्य विपणन समितियाँ, गन्ना सप्लाई समिति और 4 अन्य विशिष्ट 
उपजों में व्यवहार करने वाली समितियाँ। इन राज्य स्तरीय समितियों व 
संघों की सदस्यता 0,242 थी। समस्त शीर्ष संगठनों ने 98-82 में 
जो कृषि उपज बेंची उसका मूल्य 466 करोड़ रूपये था। मार्च 4997 में 


27 राज्य विपणन संघ थें। 


राज्य विपणन संघों की प्रगति 
करोड़ों में 
घ ए कृषि खाबान्नों को आपूर्त 
38 2 4 


।970-7 
।973-7+4 
।976-77 
।977-78 
98-8 2 
।994-95 
।997-98 
]999-00 





केन्द्रीय विपणन समितियाँ 
((0बार 8, ७ ७२९ए))7र७6 50078) 
माध्यमिक स्तर पर कुछ राज्यों (जैसे - आन्ध्र-प्रदेश, गुजरात, 
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर-प्रदेश तथा हिमांचल प्रदेश) में ही 
केन्द्रीय विपणन समितियाँ स्थिति हैं। ये समितियाँ कई प्रकार के कार्य 
करती हैं; जैसे- 

() कृषि उपज की बिक्री, कृषि सामग्रियों तथा कृषकों की अन्य उपयोगी 
वस्तुओं का वितरण करने वाली प्राथमिक विपणन समितिर्यों के कार्यों 
में समन्वय स्थापित करना, 

() कृषि के प्रोसेसिंग सम्बन्धी कार्य करना, 

(0) आवश्यकता पड़ने पर अन्तरजिला व्यापार में भाग लेना। 

परन्तु ये समितियाँ अधिकतर कृषि उत्पादन के साधनों (जैसे 
-उर्वरक) तथा आवश्यक उपभोग वस्तुओं के वितरण कार्य ही में लगी रही 
है। ये समितियाँ ऐसे स्थानों पर भी, जो मण्डी या बाजार केन्द्र नहीं हैं, 
स्थापित की गयी है। 

30 जून, 982 को जिला या क्षेत्रीय स्तर पर 380 केन्द्रीय 
समितियाँ कार्य कर रही थीं- 76 फल व सब्जी, 46 सामान्य उद्देशीय, 
208 गन्‍ना सप्लाई एवं 40 अन्य विशिष्ट उत्पादों से सम्बन्धित समितियाँ। 
]997-98 में इन्होनें 2,79 रू0 की उपज, 845 करोड़ रू० कृषि 
साधनों और उपभोक्‍ता माल का विक्रय किया। 

प्राथमिक विपणन समितियाँ 
(शरा५/0२४ ॥//२८णपर6 50टाशाए9) 
प्राथमिक विपणन समितियाँ अधिकतर माध्यमिक बाजारों 
(मण्डियों) अथवा थोक संग्रह केन्द्रों में स्थित हैं तथा उनका कार्य क्षेत्र उन 
कलत नर ननलनननलल्‍रल्‍ल्‍ूूेेलल्‍स >> सतत तूूूू८-< 
27 


बाजारों की पृष्ठभूमि तक ही सीमित है। परन्तु कुछ राज्यों में ये विपणन 
समितियाँ जिला खण्ड (8]0८0 या तालुका के सदर स्थान (#+680वपरक्षाध) पर 
ही स्थापित की जाती है। उनका क्षेत्र खण्ड अथवा तालुके के क्षेत्र तक ही 
विस्तुत रहता हैं इस सम्बन्ध में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि 
इन सदर स्थानों पर कोई बाजार, मण्डी स्थित है या नहीं। उदाहरणार्थ, 
बिहार में विपणन समितियाँ ब्लाक या खण्ड के सदर स्थान पर स्थापित 
की गयीं और उनके कार्य-क्षेत्र की सीमा खण्ड के क्षेत्र की सीमा तक 
निर्धारित कर दी गयी। पश्चिम बंगाल में प्रायः विपणन समितियों का कार्य 
क्षेत्र उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है 
जिसके क्षेत्र में वह समिति स्थापित की जाती है असम में विपणन समिति 
का कार्य क्षेत्र राज्य व्यापार की योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यो को 
सुविधापूर्वक चलाने की दृष्टि से निर्धारित किया जाता है। तमिलनाडु तथा 
आन्ध्र प्रदेश में इन समितियों का कार्य-क्षेत्र मालगुजारी वसूल करने के 
लिए निर्धारित तालुकों के क्षेत्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है। 
कार्य क्षेत्र निर्धारित करते समय बाजार की पृष्ठभूमि पर विचार नहीं किया 
जाता । 

प्राथमिक सहकारी समिति की सफलता के लिए उसकी स्थिति 
तथा उसके कार्य क्षेत्र का विशेष महत्व है। अब तक के प्राप्त अनुभवों से 
स्पष्ट है कि विपणन समिति का प्रमुख कार्य स्थान ऐसे बाजार केन्द्र में 
स्थापित करने से ही लाभ है जो सामान्यतः पहले ही स्थापित डो चुका है 
किसी भी समिति के कार्य क्षेत्रके अन्तर्गत वे समस्त गाँव आने चाहिए 
जिनकी कृषि उपज सम्बन्धित मण्डी में बिकती है। इस सम्बन्ध में गाँव 
किस प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत है इस प्रश्न पर ध्यान देना आवश्यक 


नहीं है। विपणन समिति की स्थिति तथा उसके कार्य क्षेत्र पर व्यावसायिक 





22 


दृष्टि से विचार करना चाहिए न कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से। 
995 के अन्त में देश में 5,928 प्राथमिक विपणन 
समितियाँ कार्य कर रही थी। 997-98 में इन समितियों ने 2,280 
करोड़ रू0 मूल्य का कृषि उपज का विपणन किया। इसी वर्ष कृषि साध 
नों की आपूर्ति का मूल्य ,300 करोड़ रू0 व उपभोक्ता वस्तुओं के 


विपणन का मूल्य ,250 करोड़ रूए0 था। 


सहकारी विपणन के लिए वित्त व्यवस्था 
(रार4रटा: 70२ ८0-०0एशार शा: ४4२९८४८।]र८) 

प्रत्येक आर्थिक उद्यम अथवा उपक्रम के संचालन के लिए वित्त 
या धन आवश्यक है। विपणन समितियों को भी विपणन सम्बन्धी कार्यो के 
लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक 
समिति की वित्तीय आवश्यकताएँ कई तत्वों द्वाया निर्धारित होती है, 
जैसे-उनकी कुल बिक्री, उस क्षेत्र में प्रचलित व्यवसायिक तथा अन्य 
परम्परागत रीतियाँ, व्यापारिक साख या ऋण, आदि। इसके अतिरिक्‍त, वे 
शर्ते भी जिन पर किसी सम्पत्ति को वितरण के लिए कृषि उत्पादन के 
साधन तथा उपभोग वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं 


को निर्धारित करती हैं। 


अल्पकालीन वित्त (9#0स्‍-क्ा॥ प्रा,्ा06) - विपणन समिति को निम्नलिखित 

कार्यो के लिए अलपकालीन वित्त की जरूरत पड़ती है :- 

() सदस्यों को उनकी उपज की जमानत पर उस समय तक ऋण देने 
के लिए जब तक कि वह बिक नहीं जाती है। 


(2) उपज के क्रेताओं को प्रचलित व्यापारिक साख प्रदान करने के लिए 








423 


अर्थात कुछ समय तक के लिए उनको माल उधार खरीदने की 
सुविधा देने के लिए। 
(3) आवश्यकता पड़ने पर अपने सदस्यों से उनकी उपज को प्रत्यक्ष खरीद 
((0पराशा एप्ा०92865) के लिए। 
(4) सरकारी वसूली तथा मूल्य में स्थायित्व लाने की योजना के अन्तर्गत 
किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिए। 
(5) कृषि उत्पादन के साधनों, जैसे - उर्वरकों, बीजों, कीटनाशका 
औषधियों, कृषि उपकरणों, आदि को उस सीमा तक संग्रहकरने के लिए 
जिस सीमा तक कि वे सरकार से चालान तथा ऋण पर प्राप्त नहीं किये 
जा सकते। 
(6) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम समितियों के मार्फत वितरित की जाने वाली 
सामान्य माँग की उपभोग वस्लतुएँ एकत्र करने के लिए। 
(7) समिति के प्रशासन सम्बन्धी व्ययों, जैसे - कर्मचारियों के पारिश्रमिक, 
भवन तथा गोदार्मों के किराये, सम्भाव्य हानियों आदि की पूर्ति के 
लिए। 


दीर्घकालीन वित्त (,ण0९-0९27॥॥ ्रा॥0९) - विपणन समिति को निम्नलिखित 
कार्यो के लिये दीर्घकालीन वित्त की जरूरत पड़ती है :- 

() प्रारम्भिक उपकरण तथा फर्नीचर आदि क्रय करने के लिए। 

(2) सहकारी केन्द्रीय बैंकों, शीर्ष अथवा जिला विपणन समितियों, थोक 
उपभोक्ता स्टोर्स, आदि के अंश खरीदने के लिए। 

(3) सरकार अथवा व्यापारियों से खरीदे जाने वाले माल के लिए जमानत 
जमा करने के लिए। 


(4) यातायात की व्यवस्था के लिए मोटरगाड़ियाँ खरीदने हेतु। 





न 99 99999 99999 + 3 न न तन + मम ममम>म मत तल तततललसललतत्लल्ल्टूलूतटूू< 
[24 


(5) प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए पूँजीगत लागत 
(०भूआ9 ००४) की व्यवस्था करने के लिए। 
(6) कृषि उपज, उपभोग वस्तुओं तथा कृषि उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक 


उपकरणों को संग्रह करने के लिए तथा गोंदार्मों के निर्माण के लिए। 


वित्त के स्त्रोत 
(500२८%5 07 पराए५७४९८ ४८) 
विपणन समितियाँ निम्नलिखित स्त्रोतों से वित्त प्राप्त करती हैँ +- 

(7) समिति की अंश-पूँजी में सरकार तथा सदर्स्यों का अंशदान। 
(2) समिति के पास सदस्यों का जमा धन (70०90०95)। 
(3) उपार्जित लारभों से निर्मित कोष। 
(4) सहकारी वित्तीय संस्थानों तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त ऋण । 
(5) राज्य सरकार से प्राप्त ऋण तथा अनुदान (0ाक्षा।5)। 

विपणन समितियों की अंश पूंजी में राज्य सरकारों का अंश 
दान सदस्यों के अंशदान की अपेक्षा बहुत डी अधिक रहा है। प्रतिशत के 
आधार पर राज्य सरकारों का अंशदान ]978-79 में प्राथमिक विपणन 
समितियों की अंश पूँजी में 65 प्रतिशत तथा सर्वोच्च और जिला विपणन 
समितियों की अंश पूँजी में क्रमशः 90 और 34 प्रतिशत था। राज्य 
स्तरीय समितियों का निजी कोष (0५9/600705) उनकी कुल कार्यशील पूँजी 
(ए४णांताए (क्॒थ) का 42 प्रतिशत, जिला स्तरीय समितियों का कोष 2] 
प्रतिशत तथा प्राथमिक विपणन समितियों का 30 प्रतिशत था। मार्च 
998 में सहकारी विपणन समितियों की कुल कार्यशील फपूँजी 5,067 
करोड़ रू0 थी। जमाएँ 467 करोड़ रू0 व स्वाधिकृत निधियाँ 4,480 


करोड़ रू0 थी। 





25 


विपणन तथा प्रोसेसिंग सम्बन्धी कार्य करने के लिए सहकारी 
विपणन समितियों को विभिन्‍न एजेन्सियों से जमानत माल के अधि 
कार-पत्रों के आधार पर पेशगी तथा बन्धक ऋणों के रूप में प्राप्त उधार 
पर निर्भर रहना पड़ता है। कार्यशील पूँजी सहकारी बैंकों तथा स्टेट बैंक 
ऑफ इण्डिया से ऋण के रूप में प्राप्त की जाती हैं 965 में रिजर्व बैंक 
ऑफ इण्डिया ने विपणन प्रोसेसिंग समितियों को ऋण प्रदान करने के 
सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये थे, जो निम्नलिखित हैं +- 
(7) सहकारी समितियों को माल की जमानत अथवा माल के अधि 
_कार-पत्रों के आधार पर ही ऋण देना चाहिए, परन्तु इस प्रकार के 
ऋणों की रकम्ों में से क्रमशः 25 तथा 40 प्रतिशत “मार्जिन” की 
व्यवस्था की जानी चाहिए। 
(2) सहकारी समितियों को दिये गये जमानत-मुक्‍क्त ऋरणों की रकम 
किसी भी दशा में उनकी अपनी निधियों (0५9/॥०0 (४०१5) से अधिक नहीं 
होनी चाहिए। 
(3) एक बार किसी समिति को जमानत-मुकक्‍्त ऋण देने का निश्चय कर 
लेने पर उसे जमानती अथवा माल के अधिकार-पत्नों के आधार पर ऋण 
नहीं देना चाहिए। 
(4) उस समिति की, जिसे किसी अन्य स्त्रोत से जमानत-मुक्त ऋण 
प्राप्त हो चुका कै, सहकारी बैंक को इस प्रकार का ऋण नहीं देना चाढिए। 

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गियरवी अथवा माल के अधिकार पत्रों 
के आधार पर विपणन समितियों को सीधे अथवा सहकारी बैंकों के मार्फत 
ऋण प्रदान करता है स्टेट बैंक ऋण देते समय स्टॉक की प्रकृति के अनुसार 
25 से 40 प्रतिशत तक “मार्जिन” काट लेता है जिन ऋणों के लिए राज्य 


सरकार द्वारा गारण्टी दी जाती है, उन पर स्टेट बैंक सामान्य ब्याज की दर 





26 


से /2 प्रतिशत अधिक ब्याज लेता है, परन्तु अन्य दशाओं में ब्याज की 
दर सामान्य ब्याज-दर से 3/4 प्रतिशत अधिक होती हैं। राज्य सरकारों ने 
भी सहकारी समितियों को अपने नाम से खाद्यान्न खरीदने के लिए ऋण 
प्रदान किया था। राज्य वित्त निगमों (596 गि]क्षा०6 (0ए9ण००7) तथा 
औद्योगिक वित्त निगम [वक्‍प्रद्गमांबं गिाा०6 (0ण.0ण9ाणा) ने भी राज्य सरकार 


की गारण्टी पर प्रोसेसिंग समितियों को ऋण प्रदान किया था। 


सहकारी विपणन की प्रगति 
(?श२००२४७६ 07 (0-0ए072477%57% ४ 4राटापरर65) 

हमारे देश में सहकारी विपणन का आरम्भ 942 में 7904 
के सहकारिता अधिनियम को संशोधित करके किया गया, क्‍योंकि 7904 
का सहकार समिति अधिनियम केवल साख तक ही सीमित था। केन्द्रीय 
बैंकिंग जाँच समिति ने 930 में अपना यह विचार व्यक्त किया कि - 
“साख सहकारिता पर अभी बल जारी है और इसे स्वीकार नहीं किया गया 
कि ग्रामीण साख के संगठित विपणन का प्रश्न अधिक राष्ट्रीय महत्व का 
है। रैयत की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करना महत्वपूर्ण है, लेकिन वह 
इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस बीमारी का उपचार करना जिससे 
ऋणग्रस्तता बढ़ती छै।” 

भारत में 79472 के सहकारिता अधिनियम को विपणन 
समितियों के विकास के लिए ही संशोधित किया गया था। सबसे पहली 
विपणन समिति की स्थापना अपने देश में 79व3 में कुम्बाकोनम कृषि 
समिति के नाम से हुई यह समिति अपने सदस्यों को बीज, खाद तथा 
यंत्रों की पूर्ति करती थी। तथा उनकी उपज का विपणन करती थी। इसके 


पश्चात कई सहकारी विपणन समितियाँ विभिन्‍न स्थानों पर चालू की गर्यीं, 





27 


जैसे- 948 में कर्नाटक में रूई विक्रय सोसाइटी, 930 में दक्षिण 
गुजरात में सहकार रूई विपणन संघ, 930-3॥ में उत्तर प्रदेश में घी 
और गन्‍ना सोसाइटी आदि। अनुभव और व्यापारिक ज्ञान के अभाव तथा 
दोषपूर्ण संगठन क कारण बहुत सी समितियाँ कुछ समय बाद समाप्त हो 
गयीं, लेकिन इनसे अनुकूल प्रभावित होने वाला वर्ग इसे किसी न किसी 
रूप में चलाता रहा। 

बम्बई प्रान्त में क्रमशः ]945 तथा 9१7 में डुबली तथा 
गडक में दो सहकारी विपणन समितियाँ स्थापित की गयी थी। इन 
समितियों को स्थापित करने के दो उद्देश्य थे- 
(0) कृषि विपणन विभाग द्वारा बतायी गयी नयी विधि के अनुसार अच्छी 
किस्म की कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना, तथा 
(7) ऐसी कपास की सामूहिक बिक्री की व्यवस्था करना। 

ऐसी समितियों की संख्या बढ़कर 4920-27 में 3॥ हो 
गयी और ॥942-43 तक 42 तक पहुँच गयी। मद्रास प्रान्त में 
।920-2 में ऐसी केवल 2 डी समितियाँ थी, 7943-44 म्ःें इनकी 
संख्या बढ़कर ।87 हो गयी। उत्तर-प्रदेश (संयुक्‍त प्रान्त) में 7]78 विपणन 
संघ थें | पंजाब में 943-44 के अन्त में 37 बिक्री समितियाँ थीं। अन्य 
प्रान्तों- बिहार, बंगाल, कुर्ग, बड़ौदा तथा मैसूर में भी सहकारी विपणन ने 
थोड़ी बहुत प्रगति की थी। 

सन्‌ 4945 में सहकारी योजना समिति ने यह सुझाव दिया 
था कि आगामी दस वर्षो में कुल वार्षिक बिक्री योग्य अतिरेक (शगञापत्षां 
(६९230]6 $पर7905) के 25 प्रतिशत भाग की बिक्री सहकारी संगठन द्वारा 
की जानी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने देश को 2,000 


मण्डियों में एक-एक सहकारी समिति स्थापित करने का सुझाव दिया था, 





426 


जिससे प्रत्येक समिति सामूहिक रूप से कम से कम 200०0 गाँवों में एक 
वर्ग की सेवा कर सके। प्रत्येक समिति कृषि उपज के एकत्रीकरण, 
वर्गीकरण, विधिकरण तथा किसानों के छित में उनके विक्रय आदि की 
व्यवस्था करती थी। समिति ने सहकारी साख तथा सहकारी वितरण 
व्यवस्थाओं में एक प्रभावकारी समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष जोर 
दिया था। समिति का एक सुझाव यह भी था कि पहले पाँच वर्षों तक 
सरकार को चाहिए कि वह इन समितियों को आर्थिक सहायता दे जिससे 
वे अपने प्रबन्ध व्यय की पूर्ति कर सके। परन्तु इन सुझावों को कार्यान्वित 
करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी योजनाबद्ध नीति नहीं अपनायी गयी। 

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे समिति की रिपोर्ट के 
आधार पर 4957 में सहकारी विपणन व्यवस्था पूर्णतया असन्तोषजनक 
थी। यद्यपि 95-52 में देश में सभी प्रकार की पंजीकृत (6ह82०८0) 
विपणन समितियों की संख्या 0,000 से भी अधिक थी, जिनमें 27 
राज्य सहकारी विपणन समितियाँ, 7,885 विपणन संघ तथा 8,000 से 
भी अधिक प्राथमिक समितियाँ सम्मिलित थीं। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था 
पर उनका प्रभाव नहीं के बराबर था। सर्वेक्षण समिति ने 75 जिलों में से 
5 जिलों का सर्वेक्षण करने के बाद यह अनुमान लगाया था कि कृषि उपज 
की कुल बिक्री में सहकारी समितियों का योगदान एक प्रतिशत के ही 
बराबर था। इससे यह स्पष्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निजी 
व्यापारियों का एकाधिपत्य था। सर्वेक्षण समिति के अनुसार भारत में सफल 
सहकारी समितियों की संख्या बहुत ही कम है। इनमें से कुछ ऐसी 
समितियाँ अवश्य हैं जो विपणन व्यवस्था के भावी विकास का मार्गदर्शन 
कर सकती हैं परन्तु सम्पूर्ण सहकारी विपणन के ढाँचे में इन समितियों का 


योगदान नहीं के बराबर है। यदि भारत की समस्त सहकारी विपणन 


४रणणणणण%७%७  ऋूा॑रःा ऋणऑषणए(:353 >> कलम लि 


29 


समितियों का एकीकरण भी कर दिया जाय तो महत्व की दृष्टि से वे किसी 
का भी ध्यान आकृष्ट नहीं कर सकतीं, यद्यपि उनकी संख्या अधिक अवश्य 
है। ई.एम.हफ ने, जो भारतीय सहकारी आन्दोलन के विशेषज्ञ माने जाते 
हैं, ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि “देशों की तुलना में भारत के 
सहकारिता के चित्र में सहकारी विपणन को बहुत डी कम महत्व दिया 
जाता है।” 

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की 
प्रणति :- प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी आन्दोलन को पयप्ति 
महत्व दिया गया। सहकारी विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए भी आशा 
व्यक्त की गयी थी तथा उसके विकास के लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित 
किये गये थे। परन्तु दाँतवाला समिति के अनुसार, “प्रथम योजना की अधि 
_कांश अवधि में सहकारिता साख की जाँच करने के लिए नियुक्ति समिति 
((.णधध66 0 (0-फ्शभाए6 (7९०) ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त 
किये थे। उसके अनुसार, “प्रथम योजना की अवधि में सहकारी विपणन 
के विस्तार के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये।” 955-56 में 
समस्त सहकारी विपणन समितियों द्वारा केवल 53 करोड़ रूपये के मूल्य 
की कृषि उपज की ही बिक्री की गयी, जो 4950-5व में 47 करोड़ रूपये 
की बिक्री से विशेष अधिक नहीं थी। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन 
की प्रगति :- द्वितीय योजनाकाल में सहकारी विपणन के विकास पर 
विशेष बल दिया गया । इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि दूसरी 
योजना के अन्त तक महत्वपूर्ण मण्डियों में 4,800 प्राथमिक विपणनसमितियाँ 
स्थापित की जायेंगी। इन समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने 


के लिए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय तथा संघीय संस्था के रूप में एक 


किन तक तल ललनलललसलनररसततत्ततलटटूूू-< 


30 








शीर्ष समिति (४9०5 80069) स्थापित करने पर भी विचार किया गया। 
सरकारी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि :- 
(0) सरकार समिति की अंश पूंजी में योगदान देगी, तथा 
() प्रारम्भिक वर्षों में विपणन तथा प्रोसेसिंग समितियों के प्रबन्ध व्यरयों 
की पूर्ति करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 

द्वितीय योजना काल में ,869 प्राथमिक समितियाँ स्थापित 
तथा पुर्नगठित की गयीं। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में शीर्ष 
समितियाँ भी स्थापित कर दी गर्यी। अन्तर-राज्यीय ([गञष्ट 996) व्यापार 
बढ़ाने, शीर्ष विपणन समितियों के कार्यो को समन्वित करने तथा उल्हें 
विपणन (बाजार) सम्बन्धी सूचनाएँ प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय क्‌षि 
सहकारी विपणन संघ (िक्वाणाबं 4870प्रॉपाबं ०0-09श४९८ ४]९6॥॥2 
7€6604राणा) भी स्थापित किया गया। दूसरी योजना के अन्त में 24 शीर्ष, 
7] केन्द्रीय तथा 3,08 प्राथमिक विपणन समितियाँ थीं। योजना के 
अन्त में समितियों द्वारा ।74 करोड़ रूपये के मूल्य की कृषि-उपज का 
व्यवसाय किया गया। यद्यपि अपने आप में व्यावसायिक दृष्टि से इस बिक्री 
को सनन्‍तोषजनक कहा जा सकता है, फिर भी यह प्रगति आशानुकूल नहीं 
थी। इसका प्रमुख कारण यह है कि समितियों के कुल व्यवसाय में 5०0 
प्रतिशत व्यवसाय गन्‍नों की बिक्री से ही सम्बन्धित था। इस सम्बन्ध में 
दाँतवाला समिति का यह विचार था कि “यदि 474 करोड़ रूपये के मूल्य 
की कुल बिक्री पर भी विचार किया जाय तो यही कहा जायेगा कि देश में 
कृषि उपज की कुल बिक्री में सहकारी समितियों द्वारा की गयी बिक्री 
नगण्य थी।” वास्तव में, इस योजनाकाल में सहकारी विपणन ने पूरी तरह 
कृषि-उपज के विपणन को प्रभावित नहीं किया। 


बणणणऋ ऋाःारऋफऋशंं।;7:7 7:33 अमल 


3] 


तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की 
प्रगति :- तृतीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण साख को वितरित करने के 
लिए बनाये गये कार्यक्रम में सहकारी विपणन के विकास को विशेष महत्व 
प्रदान किया गया। इस क्षेत्र का विकास केवल वांछनीय ही नहीं था, बल्कि 
सहकारी साख के विस्तार तथा कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस 
दिशा में सक्रिय कदम उठाना बहुत ही आवश्यक था। इस सम्बन्ध में यह 
निश्चित किया गया कि तृतीय योजनाकाल में सहकारी विपणन व्यवस्था 
को मजबूत बनाया जायेगा तथा नये क्षेत्रों में ऐसी समितियों को स्थापित 
करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अन्त तक 
544 नयी विपणन समितियों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया। यह भी लक्ष्य रखा गया कि योजना के अन्तिम वर्ष में सहकारी 
विपणन समितियों द्वारा 360 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि-उपज का विक्रय 
किया जायेगा। इस प्रकार विगत योजना की अपेक्षा बिक्री लगभग दूनी हो 
जायेगी । 

इस योजना में सहकारी विपणन व्यवस्था का विकास करने के 
लिए निर्धारित अन्य लक्ष्य इस प्रकार थे :- 
(7) 544 नयी विपणन समितियों की स्थापना, 
(2) कृषि उपज की बिक्री की मात्रा में दुगुनी वृद्धि अर्थात 360 करोड़ 

रूपये की बिक्री, 

(3) 980 अतिरिक्त गोदार्मों की स्थापना, 
(4) समितियों की पूँजी में सरकार का योगदान, 
(5) गोदार्मों के निर्माण के लिए ऋण तथा आर्थिक सहायता, 
(6) शीत-संग्रहालयों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता, 


(7) प्रबन्ध व्यय, तथा 








32 


(8) वस्तुओं का वर्गीकरण करने वाली इकाईयाँ स्थापित करने के लिए 
आर्थिक सहायता के रूप में आवश्यक वित्तीय सहायता देने की भी 
व्यवस्था की गयी। 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 442 ऐसी अतिरिक्‍त 
प्राथमिक समितियाँ स्थापित की गयीं जिनमें सरकार या राज्य भी भागीदार 
था। इस प्रकार 966 के जून के अन्त में राज्य की साझेदारी में स्थापित 
समितियाँ (546 7०४० 500०065) की संख्या 2,32] थी। इनके अतिरिकक्‍त, 
उस समय तक योजना कार्यक्रम के बाहर 900 विपणन समितियाँ स्थापित 
की जा चुकी थी। समस्त समितियों ने 30 करोड़ रूपये की कृषि उपज 
का विपणन कितया। 

चौथी पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी विपणन 
की प्रणति :- चौथी पंचवर्षीय योजना काल के लिए सहकारी विपणन 
समितियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे :- 

(3) वर्तमान सहकारी विपणन ढाँचे को विशेषकर प्राथमिक स्तर पर 

मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपाय किये जायेंगे। 

(2) राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर शीर्ष संघों को इस प्रकार मजबूत बनाया 

जायेगा कि आदर्श कुशलता प्राप्त कर सकें। 

(3) अधिक से अधिक विपणन समितियों में वस्तुओं के श्रेणीयन, संग्रण 

तथा अन्य तकनीकी विधियों की शुरूआत की जायेगी। 

(4) पिछले वर्षो में वस्तुओं के श्रेणीयन तथा वर्गीकरण करने के लिए 

आवश्यक उपकरणों तथा कर्मचारियों से युक्त इकाईयाँ स्थापित करने 

का जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है, उसे चालू रखा जायेगा। 

(5) मूल्य उतार-चढाव कोष रखने की योजना, जो समितियों को वस्तुओं 

को खरीदने में सहायक होती हैँ, चालू रखी जायेगी। 





433 


चौथी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में सहकारी विपणन ने कोई 
उल्लेखनीय प्रणति नहीं की किन्तु बाद के वर्षो में कृषि उपज के सहकारी 
विपणन में तेजी से वृद्धि हुई। कृषि उपज क विक्रय का 900 करोड़ रूपये 
का लक्ष्य पार कर लिया गया तथा सहकारी विपणन समितिर्यों द्वारा 
कृषि-उपज के बिक्री 4973-74 में ,70 करोड़ रूपये तक पहुँच गयी। 
किन्तु सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता 4.6 मि०मी० टन के लक्ष्य 
के विरूद्ध 4+.3 मि0मी0 टन तक ही बढ़ाई जा सकी। तेज प्रगति के 
बावजूद अनन्‍्तर्रष्ट्रीय विषतमताएँ बनी रहीं। 

पाँचवी पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की प्रगति 
ल्‍“ पाँचवी योजना में वर्तमान सहकारी विपणन समितियों को मजबूत 
बनाने के लिए विशेष कदम उठाये गये। इस योजनाकाल में कुल 00 
नयी प्राथमिक विपणन समितियाँ बनाने का लक्ष्य रखा गया। अनुमान 
लगाया गया कि योजना के अन्तिम वर्ष में ये समितियाँ 4,900 करोड़ 
रूपये के कृषि माल का व्यापार कर सकेंगी। यह भी आशा की गयी कि 
ये समितियाँ 80 करोड़ रूपये मूल्य का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा 5 
करोड़ रूपये के मूल्य का निर्यात व्यापार करने में समर्थ होंगी। सहकारी 
भण्डारण क्षमता बढ़कर 6.8 मि0मी0 टन तक पहुँच जायेगी। 

सहकारी वर्ष 977-78 के अन्त तक 3,592 प्राथमिक 
विपणन समितियाँ विद्यमान थीं, जिनमें से 2,866 सामान्य उद्देश्य हेतु 
तथा 726 वस्तुओं के विपणन हेतु कार्य कर रही थीं। इन समितियों की 
सदस्य संख्या 39.29 लाख थीं। इनकी कुल कार्यशील पूँजी 357 करोड़ 
रूपये थी। 4977-78 में सहकारी संस्थाओं ने 9०69 करोड़ रूपये के 
कृषि उत्पाद का विपणन किया, जबकि 4975-76 में ॥ »] 28 करोड़ 


रूपये मूल्य के कृषि उत्पाद का विपणन किया था। 4979-80 के अन्त 


धारणा ऋऊऋू पु >> >> मल 


434 


में सहकारी समितियों द्वाया किये गये कृषि उत्पादों के विपणन मूल्य 
,750 करोड़ रूपये था। इन उत्पादों में गन्ना, खाद्यान्न और कपास 
प्रमुख थें। इस बिक्री में पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश और उत्तर-प्रदेश 
का बहुत बड़ा हिस्सा था। 

सहकारी अविकसित राज्यों में सहकारी विपणन की विकास 
योजनाएँ :- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सहकारी रूप से 
अविकसित रार्ज्यो में सहकारी विपणन, सहकारी विधायन (प्रोसेसिंग), 
सहकारी संग्रह एवं सहकारी पूर्ति के विकास छेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम 
लागू की गयी। इस स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
(िद्ला09 ०0-0024ए४ [00५७०.०॥५॥ (:.0फणथाणा) ने चुनिन्दा सहकारी संस्थाओं 
की अंशपूँजी के आधार को सुदृढ़ करने में राज्य सरकारों को सहायता दी। 
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों, वन उत्पार्दों, 
उर्वरकों एवं उपभोक्‍ता वस्तुओं के व्यापार एवं वितरण व्यवस्था के सुधार 
एवं विकास हेतु सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना है। 977-78 के 
अन्त तक विभिन्‍न राज्य सरकारों को 72.60 लाख रूपये की राशि दी 
गयी। यह सहायता 227 सहकारी विपणन समितियों के अंश पूंजी आध्ट 
ग़जर को मजबूत करने के लिए दी गयी थी। इसके अलावा 78 सहकारी 
विपणन समितियों को परिवहन वाहन खरीदने के लिए 62.72 लाख रूपये 
की सह्लायता भी दी गयी। वर्ष 4975-76 से 4977-78 के दौरान 
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राज्य स्तरीय विपणन संघों को इनकी 
गतिविधियों का विस्तार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त देने की 
योजना के अन्तर्गत 5.84 करोड़ रूपये की सहायता राज्य सरकारों को 


दी। 


35 


छठी पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी विपणन की 
प्रगति :- छठीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी संस्थाओं के विकास हेतु 
निम्न कदम उठाने की बात कही गई थी :- 
(।) प्राथमिक समितियों को मजबूत किया जायेगा जिससे कि वे प्रभावकारी 
ढंग से बहु-उद्देशीय इकाईयों के रूप में अपने सदस्यों की विभिन्‍न 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। 
(2) वर्तमान सहकारी समितियों नीतियों व तरीकों का पुनः परीक्षण किया 
जायेगा जिससे कि वे ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति के उत्पादन में 
अधिक अच्छे तरीके से योगदान दे सकें। 
(3) शीर्ष संस्थाओं का पुनर्स्थापन (२९०णाशाधा0णा) व संघनन ((०0750॥09- 
(0॥) किया जायेगा जिससे कि वे अपने माध्यम वाली संस्थाओं की प्रभावी 
दंग से सहायता कर सकें। 
(4). प्रबन्धकीय योग्यता का विकास करने के लिए पेशेवर प्रबन्धकीय कैडर 
का विकास किया जायेगा। 

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की प्रगति 
 :- सातवीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी विपणन सम्बन्धी लक्ष्य निम्न 


बताये गये हैं :- 
सहकारी विपणन के लक्ष्य (।985-90) 


इकार्ड उपलब्ध स्तर लक्ष्य 


(।984-8 5) (4989-9 0) 








भर उत्पादों का विपणन |करोड़ रू० में 2,700 5,000 
का वितरण 4,500 3,400 
का वितरण 363 8.33 








36 


आठवीं. पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की प्रगति +- 
।990-9] में भारत में लगभग 6,460 सहकारी विपणन 
समितियाँ थीं। 993-94 में सहकारी समितियों द्वारा 7500 करोड़ 
रूपये के कृषि उत्पादों का विपणन किया गया। सहकारी विपणन समितियों 
ने 992-93 में 2,608 करोड़ रूपये के खाद (उर्वरक) का विपणन 
किया गया। इसी वर्ष 5,075 करोड़ रू0 मूल्य की उपभोक्‍ता वस्तुओं का 
विपणन किया गया। 992-93 में समितियों की भण्डारण क्षमता बढ़कर 
03.44 लाख मी. टन हो गई। मार्च 993 में शीतागारों की संख्या 


3,467 थी तथा क्षमता 85.77 लाख टन थी। 


मार्च 4995 को सहकारी विपणन समितियों की स्थिति 
संख्या 6,300 
सदस्यता 70.22 लाख 
स्वाधिकृत निधियाँ ।,096 करोड़ रू0 


जमाएँ ।42 करोड़ रू० 


कार्यशील पूँजी 5,036 करोड़ रू०0 


ऋण दिये ।,253 करोड़ रू0 
बकाया ऋण 320 करोड़ रू०0 


अतिदेय 55 करोड़ रू0 





सहकारी विपणन समितियों सहित सभी गैर-साख समितियों 
ने 4994-9 5 में 7,279 करोड़ रूपये मूल्य की कृषि उपज का विपणन 
किया। कृषि के लिए आवश्यक सामग्री की बिक्री 4,482 करोड़ रू०0 थी। 


आज विपणन सम्बन्धी सहकारी समितियाँ लगभग सभी 





437 


मण्डियों में कार्य कर रही हैं। सहकारी समितियाँ फल एवं सब्जियों के 
प्रसंस्करण, गन्‍ने की पेराई, कपास की ओटाई आदि के क्षेत्र में कार्यरत 
हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम सहकारी समितियों के 
माध्यम से कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, संचयन, निर्यात 
एवं आयात के लिए कार्यक्रमों का आयोजन एवं संवर्द्धन करता है। देश में 
सहकारी विपणन का जाल बिछ गया है। यथा - प्राथमिक स्तर पर 
प्राथमिक विपण्न समितियाँ, जिला स्तर पर जिला केन्द्रीय समितियाँ, राज्य 
स्तर पर सहकार विपणन संघ तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकार 
विपणन संघ (पैफेड) है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकार तम्बाकू उत्पादन 
संघ लिमिटेड राष्ट्रीय उपभोक्‍त्ता सहकारी संघ एवं भारतीय जनजातीय 
सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) हैं। 

इस प्रकार सहकारी बिक्री संगठनों की गतिविधियों में प्रसार 
हुआ है कृषि उपज की बिक्री के साथ-साथ उर्वरक, नवीन किस्म के बीज, 
कृषि उपकरण, मशीनें एवं कीटनाशक दवाइयों की भी आपूर्ति सहकारी 
समितियों के माध्यम से की जाती है। वस्तुतः सेवा सहकारिता” की 
गतिविधियों का प्रसार भारत में अधिक तेजी से हुआ है और सेवा 
सहकारिता का ही एक स्वरूप सहकार विपणन समितियाँ हैं। सहकारी 
संगठनों द्वारा भण्डारण की सुविधार्येकी प्रदान की जा रही है ।सरकार की 
खाद्य संग्रह्योजना के अन्तर्गत अनाज खरीद का मुख्य दायितव सहकारी 


विपणन समितियों को ही दिया गया है। 


सुझाव (8ए222८४80॥8$) :- 


सहकारी विपणन के अध्ययन के पश्चात्‌ सहकारी विपणन की 


प्रगति के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैंः- 











38 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


विपणन समितियों को मण्डियों के निकट स्थापित करना चाहिए तथा 
उनका कार्य-क्षेत्र सम्बन्धित बाजारों की पृष्ठभूमि के आधार पर 
निर्धारित किया जाना चाहिए। 

सभी कृषि साख समितियों को विपणन समितियों से सम्बद्ध करने 
के प्रयत्न किये जाने चाहिए तथा साख एवं विपणन में 
प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की जानी 
चाहिए । 

मिर्घा समिति के सुझावों के अनुसार उत्पादक व्यापारी को विपणन 
समिति की पूर्ण सदस्यता नहीं प्रदान की जानी चाहिए। 

सहकारी विभाग के अधिकारी को इस बात पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए कि व्यापारी सहकारी विपणन समितियों पर अपना आधिपत्य 
स्थापित करके अनुचित लाभ न उठा पायें। 

योग्य एवं कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 
विपणन समितियों को यह चाहिए कि वे समान्‍्य प्रबन्धकीय 

पर्दों के निर्माण की व्यवस्था करें। इसके साथ ही साथ उन्हें वर्तमान 
प्रबन्धकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। 

एक औसत प्राथमिक विपणन समिति के पास कम से कम 2 लाख 
रूपये की पूँजी होनी चाहिए। इसके लिए उचित प्रयत्न किये जाने 
चाहिए । 

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को प्राथमिक विपणन समितियों की 
आवश्यकताओं को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। 

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को चाहढिए कि वह स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 
को अपने अतिरिक्त कोष से बैंक दर पर अतिरिक्त ऋण दे जिससे 
स्टेट बैंक विपणन समितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 








39 


(9) 


(।0) 


(।) 


(। 2) 


( 3) 


(4) 


(] 5) 


विपणन समितियों को अपने सदस्यों की उपज बेचने से पहले 
श्रेणीयन तथा विधिकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। 

उपभोक्‍ता तथा उत्पादक सहकारी समितियों को चाहिए कि वे 
विपणन समितियों के साथ मिलकर कार्य करें। 

विपणन समितियों को और अधिक गोदाम बनाने चाहिए। इसमें 
उन्हें सरकार की मदद लेनी चाहिए। 

केवल वास्तविक उत्पादक ही प्राथमिक विपणन समिति की कार्यकारिणी 
में मनोनीत किये जा सकें, इस उद्देश्य से यह आवश्यक है 
कि सहकारी अधिनियम में एक ऐसा उपनियम जोड़ा जाय जिससे 
कि प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी उपज का एक निश्चित भाग दो 
वर्षों तक विपणन समिति की मार्फत बेचना अनिवार्य हो जाय। 
समिति के संचालकों को केवल संचालन सम्बन्धी नियम निर्धारित 
करने के अधिकार ही प्राप्त होने चाहिए। समिति केदैनिक कार्यो 
में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दैनिक कार्य-संचालन का भार 
एवं दायित्व प्रबन्धक को ही सौंप देना चाहिए। 

सहकारी विपणन में प्रशिक्षण के लिए जो विशेष व्यवस्था की गयी 
है, वह अधिक रोजगार-सुलभ (थाएंएशाशां ०76760) छोनी 
चाहिए | 

अधिक से अधिक बाजारों को नियमित बनाने एवं नियन्त्रित करने 
की व्यवस्था की जानी चाहिए। 


सहकारी विपणन के सम्बन्ध में दाँतवाला समिति (0शथ्ाणिबो4 


(0700686९) ने कहा था कि, “सहकारी समितियों की श्रेष्ठता अपेक्षाकुत 


अच्छी सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता में निछडित है, कृषि-उपज का 
व्यापारियों की अपेक्षा मूल्य देने में नहीं।” 





40 


पचम्‌ अध्याय 


उर्वरक उद्योग का विपणन 


(९8॥70शगा॥४ 0 ९-॥॥॥5९- [0050"५) 9शा।ए 0 शशात5९' 00$0"0) 


भारत में उर्वरक-बाजार अन्य उपयोगी वस्तुओं के बाजार से 

काफी विशिष्ट एवं भिन्‍न है। आवश्यक वस्तु अधिनियम (255श॥4 (:0॥70॥स्‍॥65 
/०) 955 द्वारा उर्वरक आवश्यक वस्तु घोषित किया जा चुका है, इसका 
उत्पादन, वितरण एवं उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम (5८५) के अनुच्छेद 
-3 के अधीन सरकार द्वाय नियन्त्रित होता है। यह अनुच्छेद आवश्यक 
वस्तु उत्पादन हेतु लाइसेन्स एवं परमिट उपलब्ध कराता है साथ ही उपयोग 
में लाने हेतु इसके वितरण एवं निस्तारण की व्यवस्था करता है। यहू 
सरकार को आवश्यक वस्तुओं का कीमत तय करने के लिए भी अधिकृत 
करता है, जो भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणी के भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं के विभिन्‍न स्थानों 
से सम्बन्धित छोत है। वितरण और उर्वरक की बिक्री वेट और मेजरर्स 
'पैकेजेज कमोडिटीज) रूलूस 977 के प्रावधानों के अनुरूप होता है जो 
उत्पादक एवं पैकर्स के लिए रजिस्टेबल आवश्यक होता है और पैंकिंग एवं 
मार्किग फुटकर बिक्री की जरूरतों के अनुरूप होता है। जो सभी उत्पादक 
एवं पैक॑स के लिए रजिस्टेबल आवश्यक होता है और पैकिंग एवं मार्किंग 
फुटकर बिक्री होल-सोल एवं निर्यात-आयात की जरूरतों के अनुरूप होता 
है। इस प्रावधान में पुनः प्रत्येक पैकिंग के लिए निश्चित एवं स्पष्ट प्रावध 
गगन इस प्रकार बनाये गये हैं :- 

(अ) उत्पादनकर्ता का नाम पता या जहाँ उत्पादनकर्त्ता नहीं है पैकर 

का, उत्पादनकर्ता का, लिखित सहमति, 

(ब) सामान्य या उत्पाद नाम पैकेज के साथ, 


(स) शुद्ध मात्रा निश्चित भार या माप, 





[4] 


(द) उत्पाद का माह और वर्ष तथा पूर्व पैकिंग, 

(य) वस्तु की संख्यागत बिक्री (प्रात 5४6) कीमत, 

(२) पैकेज का बिक्री मूल्य आदि। 

उत्पाद के लिए माह और वर्ष उधृत करने की जरूरत या पूर्व 
पैकिंग रासायनिक उर्वरकों के लिए लागू नहीं होती है। केन्द्रीय सरकार को 
पुनः अधिकृत किया गया है। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 985 (शश्ञाधाइश 
(.०॥70! (9१० 985) के अन्तर्गत अधिकतम कीमत तय करने के लिए जिस 
आधार पर नेत्रजन उर्वरक (ज्मा०020005 #८॥।॥|॥5९५$) अधिकृत बिक्रेता (066०5), 
उतपादनकर्ता या फुटकर स्तर पर वितरण करने वाली ऐजेन्सी द्वारा उर्वरक 
का वितरण लगातार होता रहे। यह अधिक्तर अनियन्त्रित उर्वर्कों जैसे 
फासफेटिक पोटेशियम ("॥0579॥90 ?0॥856) उर्वरक मिश्रणों के लिए नहीं 
है। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 985 में (#£0) यह भी अधिकृत किया गया 
है कि कोई वितरक (06०७), उत्पादक (५थ्रमापिि/पआ) या फुटकर वितरक 
एजेन्सी (?200] पछक्यमावाए 32०709) न तो बिक्री करेंगे या नेत्रजन उर्वरक 
(पा02०7075 7९४॥॥529$) बेचने हेतु निश्चित अधिकतम कीमत या रेट से 
अधिक दर पर बिक्री हेतु आमन्त्रित करेंगे। कोई भी व्यक्ति (90 9.5०) 
इस आदेश के अर्न्तगत चाहे वह उत्पादक, एक पूल हैन्डलिंग ऐजेन्सी, थोक 
विक्रेता या फुटकर विक्रेता हो, आदेश में वर्णित प्रावधानों के अलावा उर्वरक 
बिक्री का व्यापार करने हेतु आमन्त्रित नहीं करेगा। बशर्ते कि राज्य सरकार 
द्वार वह व्यक्ति नेत्रजन उर्वरक बिक्री करने हेतु विमुक्त (#शथाशा26) किया 
गया हो। क्षेत्र विशेष (४९४) एवं दशायें (00॥0॥0075) आदेश में वर्णित हों। 
यह ध्यान देने योग्य है कि उर्वरक नियंत्रक आदेश आवश्यक 

वस्तु अधिनियम ।955 का सहयोगी आदेश है। जिसमें किसी सूचीबद्धता 


का प्रावधान नहीं है। आदेश के प्रावधानों का उलंघन करने पर जो सजायें 





]42 


निश्चित या निर्धारित की गयी हैं वह 20 के अनुभाग 3-व ० में वर्णित 
प्रावधानों में हैं। 

हमारा उद्देश्य आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उर्वरक नियंत्रण 
आदेश के प्रावधानों पर पूर्ण बहस शुरू करने का है जैसे, भारत सरकार 
ने बाजार में उर्वरक अनुपलब्धता पर प्रकाश डालने के लिए समय-समय 
पर आदेश दिया है। उर्वरक-बाजार (#क्ञा॥$५ ५४7८७) के मूल उद्देश्यों पर 
प्रकाश डालने हेतु एवं समीक्षा करने छेतु एकत्रित हुया जाय। यह पुन. 
स्मरणीय है कि कैसे भारत में उर्वरक उद्योग और इसका बाजार स्थापित 
हुआ था तथा बहुत ही बृहद कृषि तकनीक जैसे उर्वरकों के प्रति 
आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भारत सरकार के प्रयास से एक 
वर्णनात्मक संगठन बनाया गया। जब पब्लिक सेक्टर के अधीन उर्वरक 
कारखानों के स्थापित करने का निर्णय लिया गया तब इसका उद्देश्य 
उर्वरकों की अपूर्ण पूर्ति (आन्तरिक बाजार में) से कृषि को मुक्त कराना ही 
नहीं था बल्कि राष्ट्रीय गौरव को सुरक्षित रखते हुए हमारे देशवासियों के 
लिए खाद्य सुरक्षा भी उपलब्ध करायी जाय। इस अवसर पर यह विकल्प 
(आप्सन) खुला था कि हूम पूर्णतया उर्वरक आयात पर निर्भर रहें क्‍योंकि 
जब हृूम देखेंगे कि अनन्‍्तर्रष्ट्रीय बाजार में निश्चित ही उर्वरकों की कीमत 
कम थीं। राष्ट्रीय प्राकृतिक ओतों से प्राप्त एवं बनाये गये उर्वरकों की 
तुलना में और अगर आज भी उर्वरक तथा इसके बनाये जाने वाली 
वस्तुओं से सब्सीडी हटा ली जाय तो हमारे घरेलू उर्वरक की कीमर्तों की 
तुलना में वह (आयातित) उर्वरक लाभदायक सिद्ध डोगी। 

जैसा कि पहले हम बताचुके छेँ कि उर्वरक बाजार की एक 
विशेषता होती है, यह एक बनायी गयी स्पर्धा है, हम इसे प्राकृतिक 
स्पर्धा भी कह सकते हैं उर्वरक उद्योग को तीनों सेक्टरों-पब्लिक, प्राइवेट 





43 


तथा कोऑपरेटिव ने अपने क्षेत्रों में बाजार की पकड़ बना लिया है जिसे 
सरकार द्वारा पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। ताकी कोई भी एक दूसरे 
के बाजार क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा न कर सके। दूसरे शब्दों में भारत का 
उर्वरक बाजार भौगोलिक आधार पर प्रति इकाई प्रतिस्पर्धा एकाधिकार के 
लिए भिन्‍न है, ताकी प्रत्येक इकाई अपने सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार 
सम्बन्धित बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरक की आपूर्ति मुहैया 
कर सके। 
फिर भी उर्वरक उद्योग का एक दूसरा विशेष आधार और इसका 
बाजार-व्यवह्ार उपभोक्ता वस्तु उद्योग से भिन्‍न है जिसका उत्पादन शहरी 
उपभोक्‍त्ताओं के लिए आवश्यक किया गया है, यहाँ एक उद्योग किसानों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थापित की गयी है। शहरी क्षेत्र के 
उपभोक्‍ताओं की उपयोगी वस्तु उद्योग की तुलना में उर्वरक बाजार की 
योजना को आदर्श नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि परम्परागत आदर्श 
मार्केटिंग में उत्पादनकर्ता अपनी उत्पाद का विज्ञापन. उसकी गुणवत्ता, 
उपयोगिता, दूसरे से उत्तम अपने उपभोक्ताओं को बताता है, उर्वरक उद्योग 
का विज्ञापन अपने उपभोक्ताओं जैसे किसानों के लिए कठिन है। इसके दो 
मूलभूत कारण हैं, परम्परागत मारकेटिंग विज्ञापन कपड़ा एवं सौन्दर्य 
प्रसाधन उद्योग के विज्ञापन की तरह उर्वरक के लिए भी क्यों नहीं अपनाये 
जाते और सरकार ने भी उर्वरक उद्योग के विज्ञापन के लिए प्रारम्भ से ही 
क्यों कदम उठाये इसके निम्न अनिवार्यतायें हैं +- 
() उर्वरक का एक कृषि उत्पाद होने के नाते, इसके कीमत का 
निर्धारित बाजार नियन्त्रित करने वाली शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता 
और न ही इसका उत्पादन उद्योगपतियों के स्वेच्छा पर छोड़ा जा सकता है। 


(2) रासायनिक उर्वरक का उपयोग परम्परा और संस्कृति के विपरीत 


माता ३२५२२ ॒ जनक अल जअ अमल कली जक कमल क नदी कल ल लडकी डक पक मन ककक कील जनक जनक लक कब की चनलुतन॒ु॒ललु॒॒ुुनुसुनु“ुअसमामासमनदायानदालहशााा 92 दकत का 00000#/ काका का कान शक 4 तन त9000 0000 000 भा न कक आकलन लक #0#0#्र कक 9000 00 रह # न #ककनकश भय कक 44040 00448 »| 





होने के कारण उपभोक्ता किसान धीरे-धीरे सामाजिक धारा में इसको 
उपयोग करने हेतु आ रहे हैं। 

उपरोक्त वर्णित दोनों अनिवार्यताएँ इसलिए सरकार द्वारा लगाई 
गयी है ताकि उर्वरकों के उत्पादन एवं देश में इसकी बिक्री हेतु प्रभावशाली 
ढंग से हस्तक्षेप किया जा सके। 

उर्वरकों का विपणन (५थाप्था?2) भारत के छः लाख (55 [ं0) 


गाँवों तक कै जो 200॥ के (सेन्सस) जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत 


के कुल जनसंख्या का लगभग 65.78 प्रतिशत है (निम्न सारिणी देखिए)। 


वर्ष (कुल जनसंख्या कुल आबादी का प्रतिशत 
(१000) (000) 


4,39,235 


5,48,60 
6,85,485 
8,44,320 


।0,27,000 





यह विपणन ([५थ८७॥॥2) शहरी विपणन से पूर्णतः अलग है या 
शहरी लोगों का विपणन जो कुल जनसंख्या का 25.72 प्रतिशत हैँ तथा 
जिन्हें उर्वर्कों से कुछ लेना-देना नहीं है। भारत में उर्वरक विपणन का 
तरीका बनाई गयी नितियों से प्रभावित होती है साथ ही जो किसानों के 
आसानी से पहुँच के अन्दर हो, पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर प्राप्त हो 
सके। 

ऐसा नहीं है कि उर्वरक विपणन को हमेशा एक नई आर्थिक एवं 


वाणिज्यिक अध्ययन की आवश्यकता है; बल्कि वास्तव में इसके विशेष स्तर 








]45 


जैसे एक उपयोगी वस्तु, उर्वरकों का (मारकेटिंग) विपणन संस्थाओं के उन्हीं 
सिद्धान्तों पर आधारित है जैसे अन्य दूसरी वस्तुओं का आदान-प्रदान होता 
है। कहने के लिए इसे बाजारू दृष्टिकोणों से न ही संगठित किया गया है 
न ही इसमें विलक्षण विपणन प्रतिभा है। आखिरकार यही सुझाया गया है 
कि उर्वरक उद्योग में कीमतों का नियन्त्रित बाजार है साथ ही कीमत 
नियंत्रण सत्ता एवं स्पर्धा के निहित तथ्य भी हैं। 

भारत में उर्वरक व्यापार के मुख्य तीन स्त्रोत हैं ४- 

(।) आयातित उर्वरक; पोटाश को छोड़कर, 

(2) आयातित पोटाश उर्वरक, 

(3) विभिन्‍न प्रकार के घरेलू उर्वरक. 

।. आयातित उर्वरक (पोठाश को छोड़कर) उदाहरण के लिए- भारत 
सरकार ने 494-4 में अपने केन्द्रीय उर्वरक पूल से उपलब्ध उर्वरक का 
सही एवं समान वितरण बाजार में करने के लिए किया था। इसका अपना 
कोई विपणन संगठन नहीं है, यह कार्य भारत खाद्य निगम एवं कुछ घरेलू 
उर्वरक निर्माता संस्थाओं जिन्हें “पूल हैन्डलींग एजेन्सीज” का नाम दिया 
गया था, के द्वारा सम्पन्न होता था। पूलिंग की प्रक्रिया प्राकृतिक श्रोत साथ 
में आयातित उर्वरक विशेषकर मुख्यरूप से नेत्रजन उर्वरक का दिसम्बर 
3965 तक जारी रहा। इस व्यवस्था में भारत सरकार उपलब्ध उर्वरकों की 
यथावत कीमत को अधिगृडढीत करती है। इस प्रकार अधिगृहीत की गयी 
उर्वरकों की मात्रा को विभिन्‍न राज्यों/ अन्य संस्थाओं को एक समान 
कीमत पर पूरे देश में आबंदित किया जाता है। किसी भी तरह मिश्रित 
उर्वरक, सुपरफासफेट, अमोनियम क्लोराइड आदि पर कोई नियन्त्रण नहीं 
किया , जाता है। इसके उत्पादक पूरे देश में कहीं भी विपणन (४८४78) 


के लिए स्वतन्त्र हैं। भारत सरकार नेत्रजन उर्वरक के लिए राज्यों से उनकी 





७ ना हम अलमततााआाउमासाादानलनाा नरम दाधभभ नशा नारा धानालााधधा ताजा ला पवन धाम लाला का चल लए ३ १. ज जब बल बम 4 एप मरा आप भअ भाभधभओध्धधधएधधध्७ध७॥भआआआआआ आए 


[46 


आवश्यकताओं की मांग करती है और उसी के अनुसार राज्यों के हिस्से 
की पूर्ति की जाती है। राज्यों की बारी ([पह्या) आने पर विभिन्‍न ऐजेन्सियों 
जैसे- सहकारी संस्थायें, पब्लिक डिपो, प्राइवेट डीलर आदि से उर्वरक प्राप्त 
करते ढैं। इन संस्थाओं का उर्वरक विपणन कार्य आगे भी वर्णित किया 
गया है। 

भारतीय खाद्य निगम 4978 तक आयात किये हुए नेत्रजन 
उर्वरकों के वितरण का सम्पूर्ण कार्य करता था। कुछ घरेलू उत्पाद आयातित 
उर्वरकों, लेकिन बहुत ही सीमित माप में, केवल “बुवाई प्रोग्राम” के लिए 
अपने द्वारा उत्पादित उर्वरकों के विपणन के लिए अन्ततोगत्वा तैयार किये 
गये थे लेकिन बन्दरगाहों पर कार्य पूर्ण करने हेतु उनका कोई साधन नहीं 
था। भारतीय खाद्य निगम ही सीमित मात्रा में यह कार्य कर सकती थी 
लेकिन उसी समय खाद्यान्न एकत्रित करके बड़े गोदामों में रखने का कार्य 
भी सम्पन्न होता था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आयातित उर्वरकों 
के वितरण के कार्य को विकेन्द्रित कर दिया जाय और देश के कुछ चुने 
हुए उर्वरक संस्थाओं की सहायता से इसकी शुरूआत की जाय। यह 
महसूस किया गया कि घरेलू उत्पादकों के पास बेहतर विपणन इन्फ्रास 
ट्रकचर है और उनके पास आयातित उर्वरकों के विपणन के लिए बढ़ कर 
प्रभावकारी कीमत और तरीके पूरी तरह तैयार है। यह भी इच्छानुरूप होगा 
कि उर्वरक व्यापार के विपणन और वितरण की प्रतिस्पर्धा की भावना तत्व 
जागृत किया जाय। 

वर्तमान में निम्नांकित घरेलू उर्वरक उत्पदक क्षेत्रीय वितरक 
एजेन्ट का कार्य कर रहे हैं +- 

- "06 एछा8& 2॥0 (०॥ा०४। 43ए%०0०86 .0. (९7) 
2- १७०७५ 72॥7897% !.0. (४77) 





[47 


3- २४४॥॥098 ०]श॥०३॥ ॥0 ए2॥॥525 (२0.9) 

4- शिभा2१0ण' लाशाां?॥६ 20 एशा।॥52०४ (४८७०) 

5- 80707 ?था० दाशां?॥ 00४7658 (0 /0. (शञ0) 

6- ग्राएप्रशाभ एशाधवइछ/ (0ए790थ70०॥ (ली70) 

7- 09 70088 7/0. (श,) 

आयतित उर्वरकों को सम्बन्धित पूल हैन्डलिंग एजेन्ट को बतौर 
मालिकाना आधार पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है जो वितरण और 
विपणन कार्य सम्पन्न करने हेतु भुगतान करते हैं। साथ ही क्रेडिट हैन्डलिंग 
एजेन्टस को भी बन्दरगाह के खर्चो की पूर्ति हेतु उचित रकम दिया जाता 
है ताकी वैग की कीमत, फेटर्चाज वितरण मार्जिन तथा अन्य मार्केटिगं खर्चे 
(००४) पूरे किये जा सकें। राज्यों द्वारा स्टाफ वितरण कार्य सम्पन्न कराने 
में केन्द्र सरकार का समन्वयात्मक सहयोग होता है। 
घरेलू उर्वरक उत्पादर्कों का पूल हैन्डलिंग एजेन्ट के रूप में 

नियुक्ति के समय से भारत खाद्य निगम का कार्य इस क्षेत्र में 
धीरे-धीरे कम होने लगा, शरूआती दौर के व्यापारिक के शेयर 30प्रतिशत 
कम हो गये। दूसरी तरफ इन्डियन पोठाश लिमिटेड (?_,) तथा साउदर्न पेट्रो 
केमिकल इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड ($]() का कार्य क्रमशः बढ़ने लगा। 
निःसन्देह कुछ ऐसे भी घरेलू उत्पादक सीडिगं प्रोग्राम के अन्दर थे लेकिन 
उनका कार्य बाजार प्रसार तक ही सीमित था जबकि वर्तमान पूल सम्पूर्ण 
व्यापारिक गतिविधियों से सम्बन्धित था। पहले भारतीय खाद्य निगम 
बन्दरगाह पर आयतित (॥77700०॥6०6) जहाजी कार्य करता था जो बाद में 
सम्बन्धित यूनिट को सौपं दिया गया लेकिन पूल हैन्डलिंग ऐजेन्सिज अब 
सीधे और स्वतन्त्र रूप से अधिकाधिक जहाजी कार्य करने लगा। पूल 


एजेन्टस को 60 दिन का क्रेडिट भी दिया गया है साथ ही हैनन्‍्डलिंग, 


6.33+०५५५५५५०००००००-->> >> 333 >3->>न->ननननजननननननननननननननन-“+++++3+3-+-3-“+०+ 27-०७ कप ५० थम बम 
न च व किनकेेेेेततमततमलममललललल्ल्ल्ल्लललेलललल >> »»>» 9» ततत ता आता तन ता तक धन नाता पा भा नाता इन वा सादा भा भा काका भा लाना नाक 
486 


बैगिंग, फ्रेट, वितरण का मार्जिन और अन्य मार्केटिंग कास्ट पर खर्च करने 
के लिए पर्याप्त सुविधायें मुहैया किया गया है। वर्ष 994.92 में कुल 
आयात का 2547] लाख टन का नेत्रजन (श्ञा0०2०7005) और मिश्रित 
उर्वरकों 3397०40 लाख टन पूल द्वार वितरित किये गये थे। इस 
सम्बन्ध में निम्न सारिणी देखिए :- 











वष् कुल आयात पूल द्वाया वितरण 


नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कुल इम्पोर्टेड 
काॉम्पलेक्स नाइट्रोजनस कॉम्पलेक्स 
िशलेसे_ १७ ्ि रस 


सुविधा के उद्देश्य से सरकार ने पूल हैन्डलिंग एजेन्सियों की 





नियुक्ति अलग-अलग बन्‍्दरगाहों पर कर दिया है। उसी तरह अलग-अलग 

फर्मो को मारकेटिंग उत्पाद के लिए अलग-अलग राज्यों को मुख्य भूमिका 

सौंपी गयी है। 
जॉन पोटैशिक आयतित उर्वरकों के मार्केटिंग के सम्बन्ध में 
निम्न तथ्यों की अहम भूमिका है :- 

(अ) नान पोंटेशिक आयतित उर्वरक समान भाग में उर्वरकों (प्राकृतिक क्षेत्र 
से प्राप्त उर्वरकआयात किया हुआ उर्वरक) को वितरण के लिए बनाते 
हैं। वर्ष 499.92 में कुल 254॥] लाख टन नान पोटैशिक उर्वरक 
का आयात किया गया था जो कुल 9864 लाख टन प्राकृतिक उत्पाद 
का १/5वाँ भाग है, वितरण के लिए उपलब्ध उर्वरकों का। 

(ब) सामान्यतया आयतित उर्वरकों को अवशेष आपूर्ति हेतु बनाया गया है। 


यह कह सकते हैं, जब प्राकृतिक स्रोत के उर्वरक राज्यों द्वारा पूरी तरह 





]49 


खपत कर ली जाती है तथा अगर कोई कमी की पूर्ति की मांग आती 
है तब इस कमी को आयतित उर्वरकों से पूरा किया जाता है। सुदूर 
भविष्य को ध्यान में रखते हुए बफरस्टाफ से निकालना और पूरे देश 
में कीमतों पर कड़ी नजर रखना कहा जा सकता है। वास्तविक 
व्यवहार में जो काम इन सस्थाओं को दिए गये हैं, उनसे ये सन्तुष्ट 
नहीं हैं। वे आवश्यक रूप से आयतित उर्वरकों का बिक्री एवं 
अनलोडिगं एजेन्सी वर्क करती हैं। ये नियमित आधार पर अन्य 
मार्केटिंग एजेन्सियों जैसे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करती हैं। 
(स) बफर स्टाफ जिसकी क्षमता 250 से 300 लाख टन की है उसका 
रख रखाव क्षेत्रीय पूल द्वारा होता है ताकि निश्चित समय में बाजार 
में उपलब्ध उर्वरक की पूर्ति की जा सके। ये स्टाफ पूरे देश के 
उपभोक्त क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 650 केन्द्रों पर रखे गये हैं। 


2. भारत में पोटैसिक उर्वरक का बाजार (५४८2८) पूर्णतया आयात पर 
निर्भर है, जैसे कि भारत के पास मिनरल पोटॉश संचयन की कोई 
जानकारी नहीं है। भारत में यह उर्वरक दो रूपों में उपभोग (056) किये 
जाते के जैसे +- 

() शपा४(2 ०0 70887 (0५07) 

(॥) 509॥9026 0 70088 (507) 
कुल आयात जिसका लेखा 2040 लाख टन 499.व992 में है और 
जिसका वितरण अप्रैल 499॥ से मार्च 4992 तक 2240 लाख टन 
हुआ है। 

आयतित पोटैशिक उर्वरक की मार्केटिंग व्यवस्था कम या ज्यादा 


वही समान ही है नान पोटैशिक उर्वरकों की तरह जैसे “पूल फर्टिलाइजर”? 








50 


जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है लेकिन अन्तर के लिए जो पहले ही 
वितरित हो चुका है विभिन्‍न एजेन्सियों द्वाय जैसे कि पोंटैशिक उर्वरक का 
वितरण एक मात्र इन्डियन पोटॉश लिमिटेड द्वारा ही ([श ) किया जाता है। 

शुरू में पोटैशिक उर्वरक का आयात खुद प्राइवेट सेक्टर के 
उर्वरक फर्मो द्वारा किया जाता था लेकिन वर्ष 4955 में एक सहकारी 
संगठन पोटॉश का आयात और वितरण करने के लिए इबन्डियन पोटॉश 
सप्लाई एजेन्सी (क्‍?8,8) के नाम से अस्तित्व में आयी और भारत सरकार 
ने आयात किये हुए पोटैशिक उर्वरक के वितरण का काम इसी नयी संस्था 
को सौपा। वर्ष 957 में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया पोंटिशिक 
उर्वरक का पूरा कार्यभार ले लिया लेकिन (0?$5.0) पूरे देश में पोंटैशिक 
उर्वरक का होल सेल मार्केटिंग का कार्य जारी रखा। यह बन्दरगाहों पर 
पोंटेशिक आयतित उर्वरकों का जो 8]0 द्वारा पूरे देश में वितरित किया 
जाता था के सोल हैन्डलिंग एजेन्सी का कार्य भी करता रहा। किसी तरह 
वर्ष 970 में यह निर्णय लिया गया कि 47?$.6 पूरे देश' में पोटठाश स्टाफ 
के हैन्डलिंग का कार्य मालिकाना रूप में करेगा सिर्फ एक हैन्डलींग 
एजेन्सी होने के साथ ही तदुपरान्‍्त यह कहा गया कि शेयर केपिटल में 
बढ़ोत्तरी की जाय ताकि कम्पनी के मालिकाना शेयर में सहकारी और 
पब्लिक संस्थाओं का बड़ा हिस्सा हो सके। 

सरकार के सुझावों को कार्यन्वित करने में .08.0 ने 970 
तक अपनी भूमिका बदल दिया और एक नया नाम |? , (707 7085॥ .0.) 
रख लिया। वर्तमान समय में तो पोटैशिक फर्टिलाइजर समुद्र तट पर 
सरकार द्वारा इन्डियन पोटॉश लिमिटेड ([?) को बेच दिया जाता है। 
सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार इन्डियन पोटाश 


लि० ([ए,) भन्‍डारों और जहाजों से सामान उतार कर वितरण का कार्य 





2५०0 वाइभअभानकाा भा ३७५५७ ३३३५५५३७७५३५३७७॥४७७३५३०७७५३७क७+११७॥५७४३५७७३»७॥७७३०७५७३५०५३७३५३॥०३५३३७३७७५७५५ न राव नलनननभलुलनललबअााााााााााााााााााााआआआए्ल्‍रएएएनरशनणणणणा 


5] 


करती है। इन उर्वरको के विपणन एवं रख-रखाव के लिए इन्डियन पोटॉश 
लि0 [?[, को पर्याप्त धन का भ्रुगतान किया जाता है। इन्डियन पोटॉश 
लिमिटेड (?],) उर्वरकों का वितरण आने सभी सक्षम उपभोक्ताओं को करता 
है जो पूरे देश में फैले हुए है। इसके मुख्य उपभोक्ता निम्न हैः- 

. प( मिश्रित उर्वरकों के घरेलू उत्पादक जो पोठाश को कच्चा 
माल की तरह प्रयोग करते है। 

2. वश मिश्रित उर्वरकों (पाउडर और मिक्‍स) के घरेलू उत्पादक जो 
पोटॉश को कच्चा माल की तरह प्रयोग करते हैं। 

3. उर्वरकों के घरेलू उत्पादकर्ता जो अपने उत्पाद (शि000०) के साथ 
अपने सम्बन्धित माध्यम से पोटाश मार्केटिंग और वितरण करना 
चाहते है। 

4. देश के विभिन्‍न रार्ज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी 
प्रकार के उर्वरकों के वितरण का एक बड़ा साधन सहकारिता 


का जाल बिछा होना हडै। 


5. इम्डियन पोटॉश लिमिटेड ([?, के तैयार माल के मार्केटिंग का एक बड़ा 
भाग उर्वरक का प्राइवेट व्यापार है। (यह प्राइवेट व्यापार ९, द्वारा कुछ 
चुनिन्दे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त डीलरों के नेटवर्क द्वारा 


सम्पन्न होता है।) 


३. प्राकृतिक श्रोतों से प्राप्त उर्वरकों का कुल देश में फैले उर्वरक व्यापार 
का सबसे बड़ा हस्सि बनाता है तथा इस प्रकार के उर्वरककों का प्रकार एवं 
शेणी निम्न है :- 

(आ) स्ट्रेट नाइट्रेजिनस (09ांशौा। रा7020075) 





कअकऑे-3-े-3#े_<---्-्-नब-8-8-86-8-ल 8-22 >> >> >>«म «>> 9>+++ «कम >> >«+ मम >««»«ः 
]52 


(ब). स्ट्रेट फॉसफेटिक (58ाशा। 2॥059#५60) 
(स) १४ कॉम्पलेक्स (९.९? (०॥965) 
(द) १० कॉम्पलेक्स (7? (०॥9 6४) 
इसमें स्ट्रेट पोंटेशिक फर्टिलाइजर्स सम्मिलित नहीं हैं क्‍योंकि 
इनका घरेलू साधन उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक खोतो से प्राप्त उर्वरकों का 
विपणन ([८७॥॥९) पूरी तरह सम्बन्धित उर्वरकों संस्थाओं के संरक्षणों में 
एवं स्वतंत्र तरीकों पर है। प्रत्येक घरेलू फर्म अपना एक मार्केटिंग राज्य 
बनाती है जिसर्मे अपने उत्पादित उर्वरक को दूसरे घरेलू उर्वरक उत्पाद के 
कम्पठीशन में वितरण करने का प्रयास करते हैं जिन्हें उसी राज्य या क्षेत्र 
में व्यापार करने की अनुमति होती है। भारत में घरेलू उर्वरक उत्पादनकर्ता 
अपना व्यापारिक राज्य यह देखते हुए तय करते हैं कि प्रभावशाली और 
आर्थिक मार्केटिंग संरक्षण प्राप्त हो सके। इस प्रकार का क्षेत्र निर्धारण 
निम्न बातों का विचार करके किया जाता है- 
।. 5406 (दूरी), 2. 008४ णीक्षाए०0(800॥ (कास्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन), 
3३. ?20शथ॥॥45 076 ["7र/09 (क्षेत्र की क्षमता), 4. ॥0शाआ9 076 ०0णाएशा0ण 
(इन्टेन्सीटी ऑफ द कम्पटिशन), और 5. 'शिक्थाट्शाए 30०एक्मा4205 था 


0॥5$470५3732०5 (विपणन के लाभ एवं हानि). 


सामान्यतया तीन स्तरीय विपणन क्षेत्र का निर्धारण देखा जाता है +- 

(६) [॥#6 शाक्षए १३5४० (0) 7]6 50049 '५क्षो76 ॥॥0 (०) [॥6 शा 'वा- 
(०४॥8, जिसे कुछ फर्म प्रा।978 ॥१0 एशाप्राण4 कहती हैं। इस क्षेत्र का 
हिस्सा जो फर्म के आर्थिक जोन में आते है। उन्हें प्राइमरी मारकेट कहते 
है। क्षेत्र का वह भाग जिसमेंफर्म का मार्केटिंग कास्ट स्वतः सम्मिलत होता 


है उसे सेकेन्डरी मार्केटिंग कहते हैं तथा क्षेत्र का वह भाग जो कारखाने 











53 


से काफी दूर स्थित होता है जिसमें कर्म वर्ष के बारहों महीने विपणन कार्य 
करना चाहती है। उसे टेरटिरी मार्केट ([शााक्ष+ )/(०॥९९) की संज्ञा दी गयी है। 
वर्तमान समय में टेरंटिरी मार्केट विलुप्त प्राय सा है परन्तु विचारों में इसका 
रूप अभी भी है। जहाँ तक प्राइमरी और सेकेन्‍्डरी मार्केट के चुनने 
((॥ण००) का सवाल है, संस्थाओं (गाग्रा$) में आपस में बल्भुत-बृहत अन्तर 
होता है। जब कुछ एक, अकेले राज्य में व्यापार करना चाहते हैं, तो दूसरा, 
एक दूसरे राज्य में अपना क्षेत्र फैलाना चाहता है तथा कुछ देश के सम्पूर्ण 
राज्यों साथ में केन्द्र शासित प्रदेशों तक में व्यापार क्षेत्र का विस्तार करना 
चाहते हें। 

जैसा कि ज्ञात है कि फर्मो के मार्केटिंग राज्यों में काफी अन्तर 
होता है इसलिए जो तौर तरीके मार्केटिंग के अपनाये जाते हैं उनमें भी 
बहुत असमानतायें होती है। उनकी उत्पादन नीतियाँ भिन्‍न हो सकती हैं 
इसलिए व्यवस्था के तरीके, स्टाफ एवं संगठन के ढाँचे भी अलग-अलग हो 
सकते है। 

फर्मो द्वारा प्राकृतिक उर्वरकों के वितरण के सम्बन्ध में दो आ४६ 
गरभूत मार्केटिंग तरीके जाने जाते हैं -- प्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका और 
अप्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका। ज्यादातर फर्म प्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका (6०० 
/८०वा९ 5५8४५) अपनाती हैं जिसमें उर्वरक होलसेलर या फुटकर विक्रेताओं 
के माध्यम से वितरित किये जाते हैं जबकि अप्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका 
(वकालठ ७०३ $9छाशथा) में उर्वरक उत्पादक फर्म आधारभूत रूप में 
जोनल या राज्य स्तरीय मारकेटियरों पर निर्भर रहती है जो प्राइवेट ट्रेड में 
है या सहकारी संस्थाओं में। दोनों में अन्तर का एक दूसरा बिन्दु भी है 
कि वे फर्म जो प्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका अपनाती हैं वे मार्केट से सम्बद्ध 
होने हेतु ज्यादा तत्पर लागू रहती हैं ताकि मार्केट में उन्‍नति बिक्री में 


ब्यत्ूध््ध्ध््त्ेत तल त >> असम असम अर अअअअअ मनन न मन नम न न न त न +>न नम मनन मम>न्‍»+म+« 


854 


बढ़ोत्तरी एवं उन्‍नति के रास्ते प्रशस्त हो सकें। जबकि अप्रत्यक्ष मार्केटिंग 
तरीका में मार्केटिंग के ढाँचा और संरचना के प्रति बहुत थोड़ी रूचि होती 
है। 

जैसा कि पहले बताया गया है कि थोक एवं फुटकर उर्वरक बिक्री 
का व्यापार सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा है, ठीक उसी रास्ले एवं मा. 
यम द्वाय जो निश्चित नेटवर्क जो फैले हुए हैं जैसे सहकारिता और 
व्यक्तिगत संसस्‍्थायें। लेकिन तथ्य तो यह है कि जब कुछ फर्म प्रत्यक्ष 
मार्केटिंग तरीके (966० /शथ्ांतशआआए 5५8डंथा) अपनाती हैं तो दूसरी अप्रत्यक्ष 
मार्केटिंग तरीके (0076९ ४४१९९७॥॥४९ 5५४07) अपनाती है। 


उर्वरक वितरण के वर्तमान तन्‍त्र या उर्वरक आपूर्ति के 
समन्वयात्मक तन्‍त्र 
([॥6 श65था $9शंगा 0 एछाजञ्राएपराणा ए +श्ाशाइश5 0क्‍6 (0ण7वता॥/०0 
शिाएरथ 50070|/५ 99४0) 

वर्ष 965-66 में सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 
(विशेषकर चावल तथा गेढहँ) सभी प्रयास किए थे ताकी अधिक से अधिक 
उत्पादन देने वाले किस्म का अविष्कार हो सके। शिवरामन कमेटी ने 
उर्वरकों के उपयोग बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे, एक-घरेलू 
उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया जाय तथा दूसरा 7708070705 थि।॥5९४४ के पूलिंग 
तन्‍त्र को धीरे-धीरे दूर किया जाय तथा उत्पादनकर्त्ताओं को यह अनुमति 
दी जाय कि बाजार में अपने उत्पाद की आपूर्ति करें। 

उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने दिसम्बर, 
।965 में उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में अपने नीतियों में संशोधन किया, 
और प्राकृतिक ओतों से उर्वरक उत्पादनकर्ताओं को विपणन की आजादी 








स्वीकृत की गयी। इस नए नीति (?0॥09) के अन्तर्गत नये यूनिट्स को 
अपने कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत अपने ही साधनों से मार्केटिंग करने 
के लिए अनुमति दिया गया तथा क्षेत्रीय संस्थाओं को 30 प्रतिशत सुरक्षित 
रखने हेतु अधिकार दिये गये। जनवरी, 4969 तक वास्तव में सभी 
मौजूदा यूनिटों को इस नीति के तहत ला दिया गया था तथा सभी यूलनिों 
को अपने संपूर्ण उत्पादन को अपने माध्यमों से विपणन करने के लिए 
स्वीकृति दी गयी। इससे पुनः उर्वरक मार्केट का उत्थान हुआ और उर्वरक 
उद्योग में पूंजी लगाने की मात्रा में भी बढ़ोत्तरी हुयी तथा पहले की तुलना 
में उर्वरक की खपत भी तेजी से बढ़ गयी। 

बहरहाल उर्वरक उद्योग की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली नयी उर्वरक 
नीतियाँ भी प्रभावशाली कदम नहीं उठा पाईं। वर्ष 97-72 में जब देश 
में उर्वरकों की बहुत कमी थी, तब सरकार ने उर्वरक वितरण को कार्य में 
हस्तक्षेप करते हुये वितरण कार्य पूरी तरह अपने नियन्त्रण में ले लिया। 
इन रूखे स्थिति में भी उर्वरक आन्दोलन, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 
(नियंत्रण) 7973 द्वारा जनता में जानकारी देने हेतु चलाये गये थे, भी 
नियंत्रण के प्रभाव में आ गये। तब से भारत में उर्वरकों के वितरण कीमत 
निर्धारण, गुणवत्ता नियन्त्रण एवं उर्वरक आन्दोलन में कोई परिवर्तन नहीं 
आया। 

मौजूदा तन्‍त्र में, उर्वरकों के आवश्यकताओं का अनुमान लम्बी 
और अल्प अवधि के आधार पर किया जाता है। अवधि को योजनायें कृषि 
उत्पादन के लक्ष्य (88०) को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं लेकिन 
बहुत कठिनाई से सरकार का ध्यान इस पर आ पाता हैं क्‍योंकि इनकी 
नीतियाँ काफी बृहद रूप में लागू करनें वाली है। अल्प अवधि की 
योजनाओं की जरूरतों के निर्धारण में काफी कठोर कदम सरकार के कृषि 





856 


और सहकारिता विभागों द्वारा उठाना पड़ता है जैसे रबी और खरीफ कृषि 
जो मौसम पर आधारित हैं इस कार्य में उर्वरक उद्योग, योजना आयोग, 
रेल मन्त्रालय साथ ही साथ राज्य सरकार के कृषि और उर्वरक उद्योग का 
सहयोग भी है। 

प्रारम्भ में रबी और खरीफ फसलों के (सीजन) मौसम शुरू होने 
से पहले ही राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलनों में उर्वरकों के जरूरतों 
का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक मौसम में चार क्षेत्रीय सम्मेलन 
बुलाये जाते हैं क्‍योंकि पूरे देश को चार विकाशोन्मुख समनन्‍्वयात्मक आपूर्ति 
योजना क्षेत्रों में बाँठा गया है जो नीचे दिये गये हैं :- 


उत्तरी क्षेत्र :- हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, 
चण्डीगढ़, दिल्‍ली और उत्तर-प्रदेश. 

दक्षिणी क्षेत्र :-आबन्‍्ध्रा प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, 
काफी बोर्ड, रबर बोर्ड कारडेमम बोर्ड और ए?6४58 
(यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इन्डिया). 

पूर्वी क्षेत्र :- असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, अरूणाचल 
प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम, 
सिक्किम, अन्डमान-निकोबार और चाय बोर्ड. 

पश्चिमी क्षेत्रः-गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ, दादर नागर हवेली, 


मध्य-प्रदेश और राजस्थान. 


ये सम्मेलन प्रत्येक फसलों के मौसम (रबी और खरीफ) के 
पहले ही आयोजित किये जाते हैं। इन सम्मेलनों में, केन्द्रीय सरकार, 


राज्य सरकार, उर्वरक फर्म्स, आयात करने वाली एजेन्सियाँ, रेलवे उर्वरक 
$ 





(233: भाशप्राध७५७4५७१७ ५७ थ७७५५४७ मामा शाक ७४ ९५कल्‍७ ७१७३७ धर मातम २१३२०न ता तानकवाध9१9५9२9३3७++ मल लनलनुइललननइ मा आरा ल्‍॥एएएछछए 
57 


माल एकत्रित कर रखने वाली संस्थायें, फर्टिलाइजर एसोसियेशन ऑफ 
इन्डिया (74) और अन्य ऐजेन्सियाँ जो फर्टिलाइजर मार्केटिंग में सहयोगी 
होती है, भाग लेती हैं। जिसमें जरूरतों का अनुमान उर्वरक आपूर्ति योजना 
की सहायता से दोनों फसलों रबी और खरीफ के लिए अलग-अलग 
निश्चित किया जाता है। सप्लाई प्लान के अन्तर्गत अलग-अलग ब्ान्डों के 
हिसाब से राज्यों को आपूर्ति की जाती है। 

उत्पादन में फर्मो की पूर्ति आयात किये हुए उर्वरकों से की जाती 
है औश्‌ इस तरह यह पूल बेसिस पर आपूर्तिकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण 


कदम है। 


आपूर्ति योजना के परम्परागत उर्वरकों के मात्रा का प्रस्तुतिकरण 
और अनुमान 
७5 ाला। बात शगुंब्लांगा ण ऐथाणाव णि' गलतरींडस प्रात 06 5एफफएफए श्षा), 
प्रत्येक राज्यों द्वारा अनुमानित मांग कृषि मन्‍्त्रालय द्वारा दिये 
गये सुझावों के आधार पर निश्चित की जाती हैं जो नीचे दी गयी हैं :- 
(अ) पैदावार वाली किर्स्मों की बढ़ोत्तरी हेतु, 
(ब) सिचाई सुविधा उपलब्ध हो, 
(स) उर्वरक उपयोग का वर्तमान स्तर, 
(द) इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएँ और उपलब्धता की विश्वसनीयता 
(इ) मन्त्रालय द्वारा दिये गये अन्य कोई सुझाव तथा विशेष आधार 
उर्वरकों की उपलब्धता का वास्तविक अनुमान मौसम के अनुसार, 
प्राकृतिक श्रोतों से (क्षेत्रीय उत्पादन में) इस बात पर निर्भर करती है कि 
घरेलू उर्वरक उत्पादन कर्त्ता उत्पादन अनुमान के अनुरूप उत्पादन कर रही 


है। अनुमानित जरूरतों और प्राकृतिक ओतों की आपूर्ति में जो अन्तर है, 





हिमभावातशानाधवााआ७३५४७७५३७५५५४५७०५३५॥७७७७७३रभकाताभभवावाशाभाभाासाताभाह७५७१७३३३३७५७३३५५३७३३३३७॥ 2७३३३ जमकर व भा का लुनलनभभलललललइलमनननबुभा नारा आएएएएणए 


58 


निश्चित ही आयात के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। प्रत्येक उत्पादन 
करने वाली इकाईयाँ सूचित करती हैं कि जो क्षेत्र जिस राज्य को निश्चित 
किये गये हैं, उनमें आपूर्ति कैसे करेंगे। इसी तरह राज्यों को सूचना देनी 
होती हैं कि केसे प्रस्तावित जरूरतों को पूरा किया जायेगा। कितनी मात्रा 
प्राकृतिक श्रोतों से प्राप्त उर्वरकों से तथा कितनी मात्रा आयातित उर्वरकों 
से पूर्ति की जायेगी। 
आवश्यक वस्तु अधिनियम (#55श704] (7077050॥65 /०) के 
अर्न्तनगत प्राकृतिक श्रोतों से उत्पादित उर्वरकों के वितरण निर्धारण करते 
समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना है :- 
।. राज्य को किसी एक ही उत्पादक पर अपनी जरूरतों को पूरा 
करने के लिए निर्भर नहीं रहना है। 
2. उत्पादक को किसी एक डी राज्य पर अपनी मार्केटिंग करने के 
लिए निर्भर नहीं रहना है। 
3. पूल (क्षेत्र) को एक बफर मार्केटिंग एजेन्सी और सप्लायर की 
भूमिका करनी है। 
4. रद्दी और अप्रभावकारी उर्वरकों के उत्पादन करने से बचना 
चाहिए ।। 
5. विपणन कार्य पूरे वर्ष भर विभिन्‍न राज्यों द्वारा किया जाना 
चाहिए । 
इसी प्रकार निर्धारित किये गये आपूर्ति योजना को, भारत 
सरकार, कृषि मंत्रालयों द्वारा आवश्ययक वस्तु अधिनियम [25524 
(007700065 4०) के तहत गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से, वैधानिक 


मान्यता दी जाती हेै। 





]59 


वास्तविक तन्‍त्र का मूल्यांकन (एए्ब्बोप्थनांणा ० 06 एचंडाए $9४शथा।) :- 

अनुमानित मांग का वास्तविक आधार, निर्धारण एवं उर्वरकों का 
वितरण निः्सन्देह इसके मूलभूत तथ्यों एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है 
लेकिन इस तन्‍त्र में कुछ परम्परागत कमियां हैं जिन पर विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता है, उनमें से कुछ नीचे दिये गये हैं :- 

4. इस मामले में राज्यों का कोई आर्थिक पहलू प्रभावित नहीं 
छहोता है इसलिए जरूरतों को बहुत आशावादी होकर निर्धारित करते है। यह 
के मुख्यतया अपनी परेशानियों को जताने की कीमत पर करते डैं कि 
उनके पास उर्वरकां की उपलब्धता अनुपात से कहीं अधिक पूरे राज्य में हर 
समय रहता है। लेकिन सरकार का यह अपूरणीय विचार बहुधा वास्तविक 
और अनुमानित उद्देश्यों ([४2०) में कमी को प्रोत्साहित करते है। इस संयंत्र 
का सामना उर्वरक उद्योग को 4985-87 में करना पड़ा था, जो असन्तुष्ट 
बिक्री का एक कारण है जो सरकार द्वारा उर्वरक मांग की गलत निर्धारण 
के कारण हुआ था। मार्केट में माल की बहुतायत आपूर्ति होने के कारण 
स्टाक 4.6 मिलियन टन (रप70795) से बढ़कर 3.8 मिलियन टन (षपराा- 
2॥5) असन्तुष्ट बिक्री का कारण बना। 

2. राज्य सरकारों द्वारा जनपद स्‍तर पर उनकी जरूरतों को 
जानने का विस्तृत प्रयास नहीं किया गया। जरूरतों का पूरथ अनुमान 
(॥॥6 45४९5४॥०॥) राज्य की राजधानी (596 [680 (3प्रशांशा5) पर ही 
बैठे-बैठे कर लिया गया। डा0० उत्तम गुप्ता के अनुसार, '#ण0॥स्‍0866भथा॥ 
पा लिाा5इश/ त0शाका।0 णिए4४४7॥2 ॥5 76दएा26 आता! ]6 शि2४५ वर60 जा 
[70]6०६ ॥९(प्राशाशा$ ए 0009कभ्ाा5 00 वुप*शाणा 06860 €शग॥॥65 जाए 
काल 0409806 णएी 9थाए बा९ए०१, [6 5णा6 ज़ाव ०22224०0 €डंशा)#65 


0&070705705प0॥00 70णा] 6४०65ए९ ०] तप्रढा8॥0 60 90, 0प्र656 ॥ [0- 





60 


58ए65 8ए6 ०0॥700॥6060 [6 तावि०ए॥॥65 0 ॥6 ग्राशाआ, ०॥6 ७ छ0परॉएल ? 

3. फसलों के मौजूदा मौसम ($6४50) में उर्वरकों के उपयोग के 
कम्प्यूटरीकरण हेतु कोई ठीक तरह से व्यवस्था नहीं है और अगले मौसम 
में ओपनिंग सस्‍्टाक बताने के लिए भी कोई सही रिकार्ड नहीं है जिससे 
ओपनिंग सस्‍्टाक की कल्पनिक फीगर ही रिकार्ड हो पाती है जो अगले 
सीजन के लिए वास्तविक जरूरतों की पूर्ति को प्रभावित करते है। 

4. ऐसा देखा जाता है कि राज्य उर्वरकों की खपत को ज्यादा 
से ज्यादा दिखाने की परिपाटी पाले हुये हैं और वास्तविक खपत और 
ज्यादा होने का दावा करते हैं। ऐसा कोई तनन्‍त्र नहीं है जिससे वास्तविक 
आपूर्ति और उपयोग (खपत) को क्राश चेक किया जा सके। 

उपरोक्त तथ्य भूतकाल में भी प्रभावित करते रहे हैं तथा भविष्य 
में प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं जो आयात की गलत नीतियों के 
परिणाम रूवरूप कभी-कभी गलत व्यवहार जैसे डिस्काउन्ट पर माल बेचना 
जिससे ऊँची कीमत कम हो सके, कालाबाजारी तथा मिलावट होल्डिंग तथा 
अन्डर हैन्डलींग आदि को भी प्रभावित करते हैं। यह स्थिति दुबारा घटित 
न हो, इसलिए हाई पावर कमेटी ने फर्टिलाइजर कव्ज्यूमर प्राइसेज 
नियंत्रित करने हेतु कुछ सुझाव दिये जाते हैं जो राज्यों द्वारा, उर्वरक की 
मांग अनुमानित करते समय, कदम उठाने हैं। ये कदम निम्नलिखित 
हैं :- 

. मांग का अनुमान प्रत्येक राज्यों के लिए जिला स्तर पर होना 
चाहिए। 

2. जिला स्‍तर पर किया गया अनुमान संयुक्त रूप से, उच्च उर्वरक 
पूर्ति कर्ता (88078 ि॥॥5० 5००एाश्) एवं जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया 


जाना चाहिए। 





53७५3--3०+-३७०५५-५० >ललननननन+»+-ञन>+>ज नल +3े+++.9+3333०:-.3++3333+>30>---:“- 7 न न नम बस 
6] 


3. उर्वरकों की खपत और अगले मौसम के शुरू में पहले का बचा 
हुआ माल (090 ४00) के आकड़ों का निर्धारण संयुक्त रूप से जिला 
स्तर पर कृषि अधिकारी एवं बड़े उर्वरक आपरतिकर्त्ता तथा राज्य के कृषि 
विभाग द्वारा किया जाना चाहिए 

क्‍ कमेटी द्वार निम्नलिखित संस्तुतियाँ जो केन्द्रीय कृषि और 
सहकारिता मन्त्रालय, उर्वरक और रासायनिक मनन्‍्त्रालय तथा उर्वरक 
मन्त्रालय. तथा राज्य सरकारों के बीच एक एग्रीमेन्ट है कि एक बड़ा 
आपूर्तिकर्ता जनपद स्तर पर और एक राज्य स्तर पर रहेगा। इस प्रकार 
की अवधारणा उर्वरक बाजार में स्थापित हुयी। इस आपपूर्तिकर्त्ता की 
द्विस्तरीय कार्य निर्धारित हुआ एक जनपद स्तरीय तथा दूसरा राज्य स्तरीय। 

।. जनपद स्तर पर आपूर्ति के निम्न कार्य हैं:- 

(अ) प्रत्येक सीजन में उर्वरक की जरूरतों का अनुमान जिला कृषि 
अधिकारी के सलाह से निर्धारित किया जाय। 

(ब) उपयोग एवं स्टाफ पोजीसन आदि उर्वरकों के आकड़ों का निर्धारण 
(स) उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना विशेषकर अवर्षण एवं कठिन एवं 
इन्स्केपेबल क्षेत्रों में । 

(द) आपूर्तिकर्त्ता एवं किसानों को ट्रेनिगं देना। 

(इ) अवषर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त रिटेल शाफ खोलना। 

(ई) जनपद में गहन (भूमि) मिट्टी जाँच प्रोगाम चलाया जाना। 

2. राज्य स्तर पर भी आपरर्तिकर्त्ता के व्यवडारिक रूप में वही कार्य 
हैं जो जनपद स्तर के हैं शिवाय कुछ अतिरिक्त क जैसे +- 

(अ) मुख्य उर्वरक आपर्तिकर्ता राज्य स्तर पर कृषि निदेशक की सलाह से 
उर्वरकों का राज्य में ज्यादा से ज्यादा उपयोग बढ़ाने का प्रोग्राम बनाना। 


(ब) राज्य स्तर पर उर्वरकों का उत्पादन एवं उपयोग तथा राज्य में उर्वरक 








62 


का स्टाफ की पोजीशन एवं आंकड़े तैयार करना। 
(स) स्टेट एग्रीकल्चर एथारिटीज को, राज्य में उर्वरकों की जरूरत का 
अनुमान एवं उर्वरक उद्योग के सम्बन्ध सें, मदद करना। 
मुख्य उर्वरक आपूर्तिकर्ता [64078 एक्वााइश 9पआश) 

उर्वरकों की आवश्यकता एवं जरूरतों का निर्धारण करते समय 
सिर्फ उर्वरक उद्योग के लाभ को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए बल्कि 
किसानों के वास्तविक बड़े लाभों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे 
मौको पर उसे अपनी आँखे उस कठोर तथ्य से नहीं बन्द करना चाहिए कि 
उर्वरकों की उपलब्धता, जरूरतों के अनुसर उपयोग होना चाहिए। ताकि 
भारतीय बाजार में कालाबाजारी, मिलावट आदि रोका जा सके। 

ये परिवर्तन उर्वरक की मांग तनन्‍त्र में एक नई भूमिका निभाते 
हैं जो निःसन्देह देश में बेहतर एवं ज्यादा वास्ततिक आपूर्ति कर सकते हैं। 
धीरे-धीरे वर्षो में उर्वरकों का आयात कम होने लगेगा और उर्वरक आयात 
न करने का निर्णय कार्यन्वित होने लगेगा जिससे विदेशी मुद्रा विनिवेश 
कम होगा ताकि प्राकृतिक खोतों से प्राप्त उर्वरकों की आपूर्ति का निर्धारण 
बेहतर हो सके जैसे मौजूदा उर्वरकों की मांग पहले की तुलना में बेहतर 
है। कुछ बातें अब भी ध्यान देने योग्य हैं जब हम उर्वरको की मांग का 
निर्धारण करते है। भारत की भूमि का 70प्रतिशत भाग आवर्षण या कम 
से कम वर्षा का क्षेत्र और शेष 30 प्रतिशत भाग भी मानसून पर निर्भर 
करता है लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि प्राकृतिक दशार्यें सामान्य हो 
गयी है। 

उत्पादन कर्ताओं के लिए उर्वरकों आपूर्ति क्षेत्र का क्षेत्र निर्धारण 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या यह तरीका न्यूनतम कीमत पर मार्केट 


नियन्ञ्रण करने में अग्रणी रहेगा ? और उपभोक्तओं को अच्छी सेवा देने के 





63 


लिए मार्केटिंग स्पर्धा को प्रभावित किये बिना सफल हो सकता है? वास्तव 
में मार्केटिंग प्लानिंग. आवश्यक वस्तु अधिनियम (50.५) के अर्न्तगत 
दूरदर्शी उद्देश्यों की पूर्ती हेतु की जानी चाहिए न कि तत्कालिक लाभ की 
पूर्ति हेतु। प्रत्येक मौसम में शत प्रतिशत मांग की पूर्ति प्रत्येक राज्य एवं 
प्रत्येक उत्पादन कर्त्ता को करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह 
निर्णय नये उत्पादन और खपत के अन्तर के आधार पर होनी चाहिए। इसी 
समय प्रत्येक राज्य में (जो आपूर्ति योजना के समन्वयात्मक फाॉमूले का 
विचारणीय आधार है) ठोस मार्केट स्ट्रकचर को बनाने में जो कठिनाईयाँ 
होती हैं, भी विचारणीय है। 


परिवढ़न योजना का समन्वय (7न्‍.क्‍€ ९००70॥4९० 7-857907400) 

जैसा कि पहले के परिचर्चा में उचछ्चृत किया जा चुका है, कि 
सरकार ने उर्वरक आदेश 4973 के द्वारा उर्वरक आन्दोलन पर नियन्त्रण 
लगाया है। आपूर्ति योजना कार्यकम के अनुसरण, परिवहन योजना का 
समन्वय का ध्यान क्षेत्रीय सम्मेलन में रखने योग्य है। इससे स्पष्ट बताया 
गया है कि कितना उर्वरक किन साधनों से अलग-अलग राज्यों या क्षोत्रों 
को भेजा जायेगा। मूलतः दो साधनों जैसे रेलवे और सड़क परिवहन 
सरकार द्वारा रेलवे मन्त्रालय के प्रतिनिधि एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के 
प्रतिनिधि की राय से, पर विचार किया जाता है जैसा कि पहले चर्चा हो 
चुकी है। रेलवे, रोडवेज की अपेक्षा अधिक भार वहन करती है। बल्कि यूँ 
कह सकते हैं कि रेलवे, रोडवेज से दूना माल की द्वुलाई करती है। निम्न 
लिखित आऑकड़ो से स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। 





#छ्ततााइशः ०रशाशा 099 7046 ०0 77485007 000 [07रा€६. 


()प्रभा १०५९१ 0५ 


980-6 | 
98]-82 
982-83 
963-&84 
984-65 
। 985-86 
[986-87 





]987-68 
[988-89 
989-90 
990-9] 
99 ]-92 
2000-0] 


वर्ष 99-92 में 25.5 मिलियन टन्स रेलवेज और रोडवेज 
दोनों द्वारा एक साथ द्वुलाई किया गया। जिसको 35 था॥वधणा 0765 तक 
4993-94 में बढ़ने का अनुमान लगाया गया। अगला कदम रेलवे द्वारा 
नियन्त्रित होता है जो लम्बी दूरी वाले देहाती क्षेत्रों में उर्वरकों को पहुँचाने 
का सबसे अच्छा माध्यम है। 


भारतीय रेलवेज और रोडवेज के पिछड़ेपन के कारण उर्वस्क 





#ऊेंबल्‍े-डकं_--्-_े--नन<६्<ब्६्६:्-ः९्-९,,-्् न न ् न्लल्बल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ललल्लललॉनसनअ >> >> >> >> >> न > मन >> >> म >> «>«««» 


[65 


उद्योग को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 
चारों तरफ से सरकार पर लगातार दबाव बना रहता है ताकि उपलब्ध 
परिवहन सुविधाओं को मुह्लैया कराया जा सके। 

फर्टिलाइजर कन्‍्ज्यूमर प्राइसेज पर हाई पावर कमेटी ने भी 
आपत्ति किया है कि “राई व0शा५9 95 ॥0 90५60 55५०-०५, 000056 ॥89 
०6 74(8 ॥क्षाताह& एणा। गरणा60 9५ ॥6 ि्ञाए३७४ ४एश७॥ |80०९ [6 प्रधशपरा॥। 
प्री4शापलपाव। 408॥65 570॥ 35 90.90 रिक्षाए३७ 8069३५5५, 00५९:७0 9]#0णिए, 
च0०७65 0थाओआं, आ॥त4९९, ए०एथ 7040 006%05 ४० " एश्ञात्रा शरीक 708प्रॉ5 
गा 66|495 गा परा04078 शितव!ाइश5 [880772 [00 पापा 8ए०040]6 ए/856 

लेकिन अनेक परम्परागत कमियों के बावजूद पूर्ति प्लान का 
समन्वय और परिवहन प्लान के समन्वय दोनों में काफी कमियाँ हैं। इस 
उद्योग में आवश्यकतानुसार व्यवस्था और कार्यपद्धिति में कुछ सुधार की 


आवश्यकता है। 


उर्वरक बाजार में सरकारी नीतियाँ और स्पर्धा 
(00एशाआधे*ा 20665 2760 (07ए4ााणा! ॥ 7शा।धआइश धार ) 

ऐसा प्रतीत होता है कि उर्वरक उद्योग एक अस्पर्धात्मक मार्केटिंग 
है या एक ऐसा मार्केट जो पूरी तरह सरकारी नियन्त्रण में है। लेकिन थोड़ी 
गहनता से मार्केट की कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट 
कछो जायेगा कि उर्वरक व्यापार पर समय-समय पर लगाये गये नियन्त्रण 
एवं सरकारी नितियों के बावजूद उर्वरक उत्पादकों में एक स्वस्थ स्पर्धा का 
ब्ृहत क्षेत्र है। यह ऐसा बिन्दु है जिस पर संदभित ध्यान बाद में आता है। 
इसी बीच, उर्वरक व्यापार पर सरकारी नीतियों के खास-खास बिन्दुओं का 


संक्षिप्त परीक्षण उद्देश्यपूर्ण होगा। उत्पादन और वितरण के निम्नलिखित 








66 


पहलू हें। 

(अ) उर्वरकों का वितरण सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के 
अर्न्तगत, बनाये गये नियमों के अनुसार होता है जिसमें उर्वरकों की कुछ 
खास किसमें खास राजयों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक सीजन में 
(रबी और खरीफ) आपूर्ति की जाती है। 

(बड) उत्पादनकर्ता उर्वरक के लिए परिवहन की व्यवस्था, “उचित रेट” 
जो सरकार द्वारा निर्धारित है, पर करेगा। अगर परिवहन पर इससे अधि 
॥क खर्च छोता है तो उसकी वो अपनी साथधर्नो से पूर्ति करेंगे सरकार उसे 
नहीं देगी। सरकार प्रत्येक उत्पाद के लिए परिवहन की रेट निश्चित करती 
है, इसी के अनतर्गत वे परिवहन व्यवस्था करते है जिससे उन्हें सरकारी 
अनुदान (577509) की सुविधा मिलती है। 

(स) सरकार उर्वरक बिक्री की न्यूनतम कीमत भी तय करती है ताकि 
पूरे देश में एक समान कीमत पर उर्वरकों की बिक्री हो सके। 

(द) सरकार प्रत्येक उत्पादनकर्त्ताओं के लिए भ्रुगतान हेतु “रीटेन्शन 
प्राइस” भी निर्धारित करती है तथा उन्हें निर्धारित अनुदान देती है जो 
रिटेन्शन प्राइस स्कीम के अन्तर्गत देय होती है। 

(इ) परिवहन नीति के अन्तर्गत, सरकार यह भी. निर्धारित करती है 
कि रेल परिवहन द्वारा पूरी ट्रेन भर कर निर्धारित गन्तव्य के लिए फेक्‍ट्री 
से मारकेट क्षेत्र तक माल भेजा जायेगा और वहाँ से उत्पादकर्त्ता स्टाक का 
आगे का वितरण करेगा। 

(ई) प्रत्येक उर्वरक माध्यमों को उर्वरक वितरण के लिए निर्धारित 
वितरण फीस (]/४४व5) दी जानी चाहिए और उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा सभी 
उर्वरक माध्यमों ((॥8॥०05$) को ही दी जानी चाहिए और इसका किराय 


ब्लाक के स्‍तर पर भ्रुगतान होना चाहिए। 





जा २पशएजर का ७ उ्कभ+७७ 5 भव भ5 ५3 कथा ७ 3३३७४७३३७४५३७७३५३३३३५५७७३३७३३३॥2७ कान ३ा33+ ० ल॒नलबलनालअामुाअइ बारात 


[67 


उर्वरक पालिसी के ये मुख्य बिन्दु निम्नलिखित डायग्राम द्वारा भी 
देखें जा सकते हैं :- 


(.0१शाशधशा ?0॥९४ 0 #शांइथ5 शक्वाथांगए 


शशाारश' ॥6श॥ [00 
4 0006 ]९४९) 










[8709]00] 07' 2३९ 
पा 00076 0 
५७0222820 


२९।४(०॥ ॥0€ +शा।]887 8]0९६ का 0फ7शाशा 
50772 0०९५ [्षा८९7॥8 0 शि।[5$2' 
0तत0400॥ 0 लाभा।९&$ गिएशा। 07 ९वला णा। 000- 
7)827) 09 20५. 776 0५ ॥॥6 20५८. 
[ 


आस है 
९॥0 07|08$ 


)0[0॥ 00॥[0 
घा(तहा' 5४ ( ५ 





उपरोक्त वर्णित तथ्य स्पष्ट पारदर्शी (00श0०प7$) होना चाहिए क्योंकि 
उर्वरक उद्योग के प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य सरकार के नियन्त्रण में हैं। यहाँ 
तक कि भारतीय उर्वरक व्यापार का अटूट हिस्सा उर्वरक उद्योग के लम्बे 
इतिहास की एकरूपता है। 

जैसे कि पूर्व में बताया गया है कि घरेलू उर्वरक इकाईयों या 
प्राकृतिक खोत से उत्पादक इकाईयों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 
(800) के अन्तर्गत मार्केटिंग उन्‍नति करने हेतु बहुत अवसर प्राप्त हो 
चुके हैं। उर्वरक पूल तो सार्टेज के समय में सिर्फ एक वितरक का कार्य 
करता है। एक इकाई द्वारा बाजार में बिक्री की व्यवस्था उसकी उत्पादन 


और वितरण की योजनाओं पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा कोई 





8393»»०-++,-नन+-+«-. 3 33333333-+3-ननन+-नन-नननन नमन जन नमन नमन नमन नमन ३५+<+.+9++9+3+4+3+<33+3+3333+33333333.33---ं-33-+3 0० लक 


68 


प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है अगर कोई इकाई मार्केट में अपनी अस्तित्व 
की पकड़ को और अधिक बढ़ाना चाहती है। 

सामान्यतया अगर देखा जाय कि उर्वरक का बाजार पूर्णतया एक 
उत्पादक/वितरक मार्केट है क्‍योंकि उर्वरक की मांग हमेशा पूर्ति की अपेक्षा 
ज्यादा रहती है। आयात फर्टिलाइजर मारकेटिंग का एक सामान्य फीचर बन 
गया है। लेकिन वे तथ्य जो खास ध्यान आकर्षित करते हैं वह यह है कि 
सरकार की जागरूकता नितिगत आधार पर आयात को बढ़ावा देती हैं। यह 
हमेशा पर्याप्त बफर स्टाक (8प्रीक्षि ४00९) को बनाये रखता है, इस पुष्टि के 
लिए कि उर्वरक व्यापार हमेशा सरलतम दशाओं में रहता है। वास्तव में, 
आयात एक दूसरा जरिया (/९(॥०0) है जो सरकार द्वारा उत्पादकों के बीच 
एक स्वस्थ स्पर्धा लाने हेतु तथा कालाबाजारी एवं अन्य गलत तरीकों को 


रेकने के लिए अपनाया जाता है। 


सहकारिता के माध्यम से विपणन 
(४/७९९७॥॥४ ए!0एश्ी) ॥6 00-00०2/५6) 

उधार-वितरण उनन्‍नतिशील संस्थापाना और दूसरे कृषि उत्पाद, 
विकाशोन्मुख कृषि की रूपरेखा का अभिन्‍न अंग है जिसमें सहकारी 
संस्थाओं या सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। यह कहने में कोई 
संकोच नहीं होना चाहिए कि सहकारिता संस्थाएँ ही एक मात्र संस्थागत 
([7##000॥9]) एजेन्सी हैं। जो किसानों की सेवाओं के लिए सुविधाएँ 
उर्वरक, और अन्य कृषि उत्पाद के रुप में भेंद प्रस्तुत करती हैं। वे 
सम्वेदनशील क्षेत्रों में उर्वरक एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साहसिक 
कार्य कर्ताओं के रूप मं है। यह आकरण ही नहीं है, विशेषकर सहकारी 


संस्थाओं द्वारा प्रभावशाली तरीके से उर्वरकों के वितरण को सम्पन्न कराने 





निभाता ९३३३०३५४५३५)५५७॥७अ राधा ५3७ ७॥७/५३७७५+५७,॥५७७७५३५६५७०३५७॥भ5४४५३५७५3५७५५३५७५७७७आ३ ३७३ 99833७३५५७७१५ रा बा ७३३७ा+। 3० ननुसममममनना भा एएएएएएएएनछ।।श 


69 


के लिए कारगर कदम उठाती है। वर्ष 945 के शुरू के दिनों में “फेमिन 
इन्क्वायरी कमीशन” ने संसस्‍्तुति दिया था कि सरकार को ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये, विशेषकर सहकारी समितियों द्वाय खाद और रासायनिक 
उर्वरक के वितरण और सहकारी ऋण समितियों की उन क्षेत्रों में, जहाँ 
उनका अस्तीत्व नहीं है, स्थापना करना, इन उद्देश्य से कि उन क्षषेत्रों में 
खाद और रासायनिक उर्वरकों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की 
व्यवस्था हो सके। 

जैसा कि ऊपर वर्णित है कि 7950 तक केन्द्रीय उर्वरक पूल 
राज्य सरकारों को उर्वरक वितरण के लिए उत्तरदायी था। प्रथम बार 
953 में भारत सरकार ने फेमिन इन्वायरी कमीशन की संसस्‍्तुतियों को 
लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दिया कि उर्वरक वितरण के 
लिए सहकारी सुविधाओं के सेवाओं से अधिकाधिक लाभान्वित हुया जाय । 

वर्ष 7958 में नालागढ़ कमेटी ने अपना विचार दिया था कि 
उर्वरकों, बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि में उपयोग आने वाले औजार्रों का 
पूर्ण वितरण “प्रसार एवं कृषि विभाग के तकनीकी” विभाग से अलग करके 
राज्यों के सहकारी संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दिया जाय। वकिंग ग्रुप 
आन को ऑफपरेटिव पालिसी 959 ने भी उसी तरह का सनन्‍्तुष्टि दिया था 
कि उर्वरकों का सम्पूर्ण वितरण पूरे देश में सहकारी संस्थाओं द्वारा ही 
किया जाय। 

विभिन्‍न आयोगों एवं कमेटियों द्वारा सहकारिता पर समय-समय 
पर दिये गये संस्‍्लुतियों का उर्वरकों के वितरण का प्रीडामिन हैड रोल हो 
गया था। ऐसा अनुभव किया गया कि संवेदनशील (रे७॥066) देहाती (रिप्रा3)) 
क्षेत्रों (१५॥88) में जहाँ दूसरी एजेन्सियाँ अपना डीपो खोलने मे सुस्त 
(२७प८ंथा।) की, वहीं सहकारी संस्थायें ही एक मात्र विकल्प, किसानों के 


बन शश8-ब->/84श-ब नव ििऑििौिौिकािब बल >> >> «+म«>म>म >> «मं «मम «मम अ मम >> «>«»«» 


70 


आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, रह गयी थीं। 

मूलतः सहकारी संस्थाओं का कार्य, अतिरित खर्चे ज्यादा होने, 
जो उनकी संस्था और कार्यो, उनकी वितरण में लाभ की मात्रा और 
मार्केटिंग के क्षेत्र में अनुभव की गयी, के कारण बहुत उत्साहवर्धक नहीं 
था। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारी सहकारी संस्थायें बहुत हानि 
का शिकार होकर बन्द हो गयीं। तदुपरान्त वर्ष 7962 में, वितरण के 
वर्तमान विधि का अध्ययन करने के बाद, सरकार ने यह निश्चय किया कि 
इस क्षेत्र में दूसरी एजेन्सियों को भी सम्मिलित किया जाय, जहाँ सहकारी 
संस्थायें या तो नहीं हैं या कमजोर हैं। “शिवरामन कमेटी” ने उर्वरक 
वितरण के सिद्धान्त पर प्राइवेट वितरकों को उर्वरक वितरण कार्य में 
सम्मिलित किये जाने हेतु, थोड़ी बहुत आवश्यकता महसूस किया गया था। 
आज के समय में उर्वरकों के वितरण का कार्य सहकारी संस्थाओं, स्टेट 
एजेन्सीज, प्राइवेट वितरकों के हाथ में नहीं है उत्पादकों के अपने खोतों के 
अलावा | 

वर्ष 987 में “कन्ज्यूमर्स प्राइस” विषय पर हाई पावर कमेटी 
जो जी. वी. राव की अध्यक्षता में बनी थी, ने देश में उर्वरक वितरण कार्य 
प्रणाली पर रेखांकन किया था, जो ज्यादातर राज्यों में फैले हुये लम्बे जाल 
(१९४ए०१९) और उनके कुछ दूसरे छिस्सों में किए गये कार्य प्रणाली पर भी 
संकेत किया था। कमेटी द्वारा किए गये आब्जर्वेशन इस प्रकार है - 

नूर96०60 (0 0क्याए 806दप्ना8 ४06९5 0 लिधा5श5 2 थे 65 क्षाएं 
450 ग्राधा।श्षा। 30एथ708 ४00९8 ० शिएवाइश5 ॥ 6 शं]926 ।6ए९१ था0 ॥0शकत0ि6 
“98070 ७6 शरला 4 ॥शीथ त9््नाएएणाणा पक्षष्ञाा 07५9 ४00पा २६ 30/- छा [णा6 8 
००णाए०ए॥१ (0 9ए॥४९४ 0806 ” कमेटी ने यह भी संसस्‍्तुति किया है कि 


सहकारी संस्थाओं को रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करया 





7] 


जाय जिससे कृषि में सहायक होने वाली वस्तुओं का , विशेषकर उर्वरकों 
का शीघ्र वितरण किया जा सके। लेकिन नाबार्ड (९५४५२) नेशनल बैंक 
फॉर एग्रीकल्वर एन्‍्ड रूरल डेवलपमेन्ट (पि्चाणा4। 8क्षा( 0ि 480परपाठ ॥॥0 
रिपरार्व [22५९0०प्ञाशां) इस आधार पर सहमत नहीं हुआ है कि उपभोक्‍ताओं 
के लिए उत्पाद ऋण खुबविधा का वितरण सीधे तौर पर, कामर्शियल कार्य 
होने के वजह से, वितरकों को लाभ पहुँचाता है। 

विशेषतौर पर अगर देखा जाय तो उर्वरक वितरण मुख्य रूप से इन 
तथ्यों पर आधारित हैं ४- 

(अ) कृषि सहकरी संसस्‍्थायें किसानों की एक स्वयं सेवी संस्था है 
जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है। 

(ब) भारत जैसे बड़े देश में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सेवा-भाव पर 
आधारित अधिक से अधिक सहकारी संस्थाओं की स्थापना गाँवों में कार्य 
करने हेतु स्थापित किया जाय। 

(स) सहकारी संस्थाओं का एक बृहद फुटकर आपूर्ति का कार्यक्षेत्र का 
जाल सा बिछा है जिसके द्वारा कृषि में सहायक उपकरणों को बहुत सुवि६ 
पपूर्वक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा सकता है। खासकर दूर-दराज 
एवं प्रतिबन्धित क्षेत्रों (२७॥४ /8४) में, जहाँ सामान्य व्यापारियों को कम 
लाभ की सम्भावना रहती है तथा प्राइवेट डीलर उन क्षोत्रों में कार्य नहीं 


करना चाहते, वहाँ इनका कार्य डी मुख्य है। 


सहकारी विपणन तन्‍त्र में बड़ी संस्थाओं का योगदान संस्थाओं का योगदान 


(एफ एग्रधिणांगा ० ैशुंण' 078शां5नाणाड ॥ 06 ९०-०फ९' ४८ क्नालशा।ए 5१४ शथा) 
सहकारिता द्वारा उर्वरक विपणन एक आदमी द्वारा सम्पन्न होने 
वाला कार्य नहीं है बल्कि अनेक संस्थाओं/संगठनों, उर्वरक उत्पादकों, राज्य 


सहकारी विपणन संस्थाओं, ग्रामीण सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों और 





कवऑऑििबतॉेॉेेेूेतलललततततत तल तन >> >> «>> >>«म»>मम«म««»«»«». 
मन अयानभभा शक ५५७७१३३५५३५५३५७७७७७७५७॥०७७५४०॥/५॥४५३/४७३३ का» >थधवाभाक भा भाक व ७ ७५५१७५३»७७॥४०३३१३७॥४७ ३७ ७७७७१3७०३७ ५ नाम जा 35 +क 3७७3 5० नम ७एएएएएएएछ 


72 


राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम आदि द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने 
वाला कार्य है। 

() यष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (िक्वांणान (००१४:४४४९ 0९ए०- 
0एाशा (.0770748॥0॥7) यह सरकारी निधि द्वारा संचालित एक संस्था है, 
जिसका उपरोक्त संस्थाओं में सर्वप्रथम स्थान है, तथा इस संस्था को, 
सहकारिता का विस्तार, सुदृढीकरण (आशा४॥07स्‍2), कृषि उपकरणों की 
सहकारी तंत्र में वितरण की मुख्यधारा में लाना, मुख्य कार्य सौंपा गया 
है। इसके अतिरिक्त सहकारी तन्‍त्र के प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर 
इनकी समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से सम्बन्ध 
स्थापित करना तथा उसके निराकरण के लिए उपाय करना, बैंकों से इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण मुहैया कराना, सहकारी संस्थाओं द्वाय 
उर्वरकों का एकत्रीकरण (90000) तथा उसका समुचित वितरण कराना है। 
वर्ष 978-79 तक निगम स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन को आंशित धन 
इसलिए देता था ताकि उर्वरक व्यापार को बढ़ावा के लिए आवश्यक धन 
बैंकों से ऋण के रूप में दिलवा सके। सहकारी संस्थाओं द्वारा उर्वरकों के 
वितरण कार्य में सरकार के साथ कम से कम 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी 
को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना और इफको ॥7%(0 के साथ मिल कर 
किसानों के सर्विस सेन्टर की स्थापना करना जिससे ग्राम स्तर की 
सहकारी संस्थाओं को और अधिक उन्‍नत किया जा सके तथा उर्वरक 
वितरण कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इस स्कीम द्वारा 
ग्राम स्तर के सहकारी संस्थाओं को रूपये 30,000/- की आंशिक धन 
ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। 

आज के दिन तक यह निगम (९८700) कुल 427॥ सहकारी 


किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना कर चुका है सोसाईटीज को स्टोरेज क्षमता 





कब - --ब्६86ः-£8-£६£6)-£६- बन, िचिॉििन्ररन्ल्ल्ल्ल्लललललन नल >>> कम >> «>> म> मम >> म+>म >> >> « «>>» 
73 


बुद्धि हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कर चुका है। 

(2) उर्वरक उत्पादक (&ना$शः शिक्रापनिटाप्राश) इसी क्रम में आगे 
उर्वरक उत्पादक आते हैं जो सहकारी संस्थाओं को खास उपकरण बाजार 
में वितरण डेतु उपलब्ध कराते हैं। (700) इफ्को ने अपने शुरूआती दौर 
से ही तथा बाद में ((3(00) कृभकों ने, दोनों ही उत्पादक संस्थाओं ने 
अपने उत्पाद केवल सहकारी संस्थानों द्वारा बेचना प्रारम्भ किया और 
सहकारिता द्वारा उर्वरकों के वितरण तनन्‍त्र को मजबूती एवं विश्वसनीयता 
प्रदान किया । इस समय दोनों इकाइयों द्वारा कुल उत्पादन .64 मिलियन 
टन्स्‌ उर्वरक का उत्पादन है जो पूरे देश के कुल उत्पादन का 24.6 प्रतिशत 
है। 

इफ्को ([#(0) के एक सहकारी उत्पादन इकाई के पहले उर्वरकों 
का वितरण पूर्णतया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के वितरकों पर निर्भर था, 
जो उनका शोषण करते थे, या तो अपने उत्पादन का ठीक समय पर 
आपूर्ति न करके या उनको पूरा अंश न देकर। लेकिन इफ्को एवं कृभकों 
के उत्पादन क्षेत्र में पदार्पण होते ही सहकारी संस्थाओं ने माल के उपलब्ध 
ता का भरपूर फायदा उठाया। जैसा कि गुप्ता एवं कुमार ने महसूस किया 
है कि वर्ष 4975 से 99]। तक के समय में करीब 2] मिलियन टन 
यूरिया तथा 42 मिलियन टन डी.ए.पी. (0 37) सहकारी संस्थाओं को 
विपणन छेतु इफ्को एवं कुृभकों द्वारा उपलब्ध कराया गया। 

(3) सहकारी बैंक (८०-००-४४५९ 89॥!७) सहकारी बैंक देश में उर्वरकों 
के सहकारी विपणन तन्‍त्र को सपोर्ट करने वाला एक दूसर सडयोगी है। 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसानों को ठीक समय से 
आवश्यक कृषि उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए सहकारी तनन्‍त्र का 


आधार ही ऋण हेै। 





[74 


सहकारी बैंक दोनों शाखाओं, किसानों और समितियों », को ऋण देते 
हैं; अल्प अवधि या उत्पादन ऋण के रूप में जैसा की लम्बी अवधि ऋण 
जाना जाता है। पहले वाला ऋण प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाईटीज 
(20(.8) द्वारा किसानों को दिया जाता है तथा दूसरा प्राइमरी एग्रीकल्चरल 
क्रेडिट सोसायटिज को दिया जाता है। जिला सहकारी बैंक ?/४ (!$ को 
ऋण उपलब्ध कराता है और ?/७ ($ किसानों को ऋण देता है। जिला 
सहकारी बैंक राज्य स्तरीय बड़े सहकारी बैंक नाबार्ड से धन प्राप्त करता 


है। यह श्रृंखला निम्न सारिणी द्वारा दर्शायी गयीं हैं :- 


७७,५१२) 


लध्ता 









| 
| ४4 


छह्तत5इश' १ )ए ९७०९० 


>हट॥।॥58 


94९ (00) दा 
780/960॥8$ 
एछशाएइट' 







$5(8/९ (0-0९ 8६५९८ 894॥ 


98४00 (0-0007४/॥९९८ 
3्था5१$ 


8, (09 'थादत 
#80ा0०॥ 


ऋहाा!5इश' 






0॥९0॥ ऋाएिइशः 


शा 3270प्राएा2 
80069 


ग्प्ता । व्य्ाइश 8238 0४7700॥0॥$ 


लता 
0 ॥6 ४ व6४'$ 


4... समितियां (8०८ं०४९४) ग्राम स्तरीय सहकारी समितियां उन 
संस्थाओं की श्रृंखला की अल्टीमेट लिंक हैं जो सहकारिता विपणन ढाँचा की 
रीक बनाती हैं। जैसे - उर्वरक फुटकर बिक्री केन्द्र और ग्रामीण सहकारी 
संस्थायें हैं या ऋण वितरण केन्द्र के लिए छोटी हों। भारत में प्राइमरी कृषि 


ऋण समितियां जिनका अनुमानित संख्या 92,000 है उसका 50 प्रतिशत 





लललॉऊऊे+५3+जऊरमतनन ते 3ननओननभ नन«++न+ मत» 3 3 ज 3०८33» तन नमन न नमन न न न» नमन» ७++५७3७३७३५3393>>33---3>333-3333+0330+ «०-० लक 


75 


उर्वरक व्यापार में सम्बद्ध हैं। ये समितियाँ या तो अपनी पूर्ति जिला 
सहकारी फेंडरेशन से प्राप्त करती हैं या ऊपरी संस्था स्टेट कोऑपरेटिव 
मार्केटिंग फेडरेशन से या कुछ मामलों में, सीधे उत्पादकों से आपूर्ति प्राप्त 
करते हें। 

स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन क कार्य पद्धति अलग-अलग 
राज्यों में भिन्‍न-भिन्‍न है। कुछ राज्यों जैसे - गुजरात, पं० बंगाल, मध् 
य-प्रदेश, हरियाणा आदि में पूरे राज्य के लिए होल सेलर का कार्य करती 
हैं जब कि कुछ राज्यों जैसे- उ0प्र, राजस्थान आदि में उर्वरक व्यापार में 
सीधे सम्बद्ध नहीं हैं। और ये केवल सम्पर्क सूत्र और समन्वय का कार्य 
करती है। ये विभिन्‍न राज्यों की ऊपरी संस्थायें (?१९१९४४००॥५) अपने 
सदस्यों के उर्वरक आवश्यकताओं का अनुमान लगा कर उत्पादकों से 
उसकी पूर्ति सुनिश्चित करती हैं तथा बड़े गोदामों (8णीथ्ष 98000(782) से माल 


निकालवाकर ट्रान्सपोर्टेशन आदि की व्यवस्था करते हैं। 


विपणन के बड़े माध्यम और उनका योगदान 


(५(80० )५(॥]९९(॥॥2 (.॥4॥6|5 ॥0 (॥शा (0॥700॥०॥) 
भारतीय सहकारी विपणन ढाँचा की सबसे ऊँची संस्था “नेशनल 


फेडरेशन” है जिसे सामान्यतया नाफेड (१/॥7८४70) के रूप में जाना जाता है 
उसके 'बाद 29 स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेसन हैं जिनके कुछ नाम 
हैं-हाफेड (/70270) हरियाना में, मार्कफेड (७५॥२८7०7०) पंजाब में, 
गुजाकामासोल (07700५4$07) ग्रुजरत में, बेनफेड छिट्टोफ़ाष्टा)) पं० 
बंगाल में, और इसी तरह अन्य विभिन्‍न राज्यों में हैं। इसके साथ ही 6 
राज्यस्तरीय विशेष कमोडिटी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेसन हैं। ॥7॥ 


जिला समितियाँ, 3632 जनरल परपज प्राइमरी मार्केटिंग समितियाँ, और 


न ८-बेब--ल्‍-<----8-श-,श-श£शॉििचननििििनन2न2रनर >> >«म «मम मम मन मम «>> मम «>> >> नम +««+«+««««»भ. 
नम भदाभया 0७७७5 पात३ ७७५४५. ३७७३७५७७॥४५५५३७७७५५५५७७०५३७७५८७५७७५५७५व७३७॥७७७३७,७७७:५॥५४+ ४५५ ज७ ५०५० «+०+« यह ॒॒ु॒आअाााााााााााााााएएए्७ए्एएछ 





76 


3३290 स्पेशल कमोडिटी सोसायटीज साथ में 92,000 ग्रामीण स्तर 
समितियाँ हैं। 

लेकिन नेशनल फेडरेशन के लिए सभी सहकारी विपणन संस्थायें 
उर्वरक विपणन में कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध हैं। जब 
ये इकाईयाँ केवल सहकारी क्षेत्र में अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य हैं 
तब वे दूसरे उत्पादकों से विपणन और उर्वरक आयात का भी अनुबन्ध ले 
सकते हैं। पहले बताया गया है कि प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पाद का 50 
प्रतिशत वितरण सहकारी संस्थाओं द्वाय करेगा परन्तु वर्तमान में, इफ्को 
और कृभकों को छोड़कर प्रत्येक उत्पादक अपने कुल उत्पाद का 50 
प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में प्रस्तुत करेगा।* 

वर्तमान समय में सहकारी और संस्थागत ऐजेन्सियों की कुल 
संख्या 72,000 हैं जो पूरे देश में फुटकर बिक्री केन्द्र के रूप में फैले 
हुये हैं। सभी प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसायटीज का केवल 50 प्रतिशत ही 
उर्वरक वितरण कार्य में लगे हैं जबकि शेष ऋण समितियों का कार्य कर 
रहीं है। 2७९७ के वितरण का अधार राज्यवार अलग-अलग है। सामान्य 
तौर पर उर्वरक बिक्री सदर्स्यों को नकद या उधार दिया जाता है लेकिन यह 
सुविधा केवल सदस्यों को ही दी जाती है और नीतिगत तथ्य भी यही है 
कि ये समितियाँ नगद बिक्री के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं। कभी-कभी 
इसका परिणाम यह होता है कि बहुत बड़ी रकम ब्लाक (रूक जाती है) हो 
जाती हैं जिससे उर्वरक व्यापार गम्भीर रूप से प्रभावित होता है। 

विभिन्‍न राज्यों में वितरण माध्यम निम्न डायग्राम से भी देखा 


जा सकता हैः- 





[77 


श्ा5्टा शि्वापरवटण/-2 
700९ 84८ [०८ 50009 ०पश९ €फशायाणा & 00०४ ७.8८४| 
०००.. #2040 5ए४था। शा6ठ 50999 ००0 (णागराएदा) 
(६ है ८] || 
४भा९९८0॥8 75 तोता ०८९४2 (-0०॥700॥9 
$000॥2८$ ५000[९$ [0027970॥7 
०॥]८९(॥2 (-०7700॥9५ 
$50८82५९ $002[25 


श्ावरज #शाएगाणरण टा०ता 802९0९५ (2९५९७) 





एव्ववाएा$ 


उत्पादक जब सहकारी समितियों के साथ व्यापार-व्यवहार करता 
है तब इनका कार्य सहज हो जाता है लेकिन जब वे कृषि समितियों से 
सीधे आपूर्ति के सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं तो इनका कार्य उतना ही 
कठिन हो जाता है जितना कि 400 समितियों को एक ही समय आदेश 
का अनुपालन तथा समन्वय करना, यह आसान कार्य नहीं है। यद्यपि कि 
यह सरसरी तौर पर दोनों, उत्पादक और उपभोक्ता, के लिए लाभदायक 
प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में यह उत्पादकों के लिए सबसे कष्टदायक 
है। 





78 


उर्वरक वितरण में सहकारी संस्थाओं का योगदान 

(8॥3॥€ 0[ ८0-00९:80५2& # एटा580- |/)0507790॥0॥ .) 

जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि 60 के दशक में सहकारी 
संस्थाओं का उर्वरक वितरण के क्षेत्र में एकाधिकार था परन्तु उनकी 
अक्षमता को धन्यवाद कहा जाय कि वे लोगों के आशा के अनुरूप नहीं 
हो सके। परिणामतः शिवरामन कमेटी ने सहकारी संस्थाओं द्वारा उर्वरक 
वितरण व्यापार में एकाधिकार समाप्त करने की सिफारिश किया। सहकारी 
संस्थायें 4969-70 तक जो उर्वरक वितरण सबसे अधिक करती थीं, ६ 
गीरि-धीरे उनका हढ्वास दोनों क्षेत्रों, बिक्री केन्द्रों साथ में वितरण, में होने 


लगा। निम्न सारिणी में हम स्पष्ट देख सकते हैं :- 


2$ 0॥ (-007श'40४९ ॥॥0 ०0९ ?6€'८शथा( $॥8॥९ 


वाडईपिाणानं 82शाटा25 60 04 
(षपरा7९) 
3] 3 69 36505 53 
3] 3 70 334]8 47 
3व3 7] 30670 38 
3] 3 72 4 98 
3] ३3 73 39266 45 
3] 3 74 379] 40 
3] 3,75 39]56 40 
3] ३ 76 39950 42 
3.3 77 33404 40 
3] 3 78 43264 42 


-_-्नब---ः-ः- न ओर «>> >»+ «>> न नक>>>> >> >> >> >9+»+> «>>» »«« «>>» 


[79 





उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि केसे वर्ष 7969 से बिक्री 


केन्द्रों की कुल संख्या 36505 थी जो सहकारी संस्थाओं द्वारा कुल 


उर्वरक वितरण का 53 प्रतिशत हिस्सा था, बिक्री केन्द्रों की यह संख्या 3व 
मार्च, 499]7 तक घटकर 7980 हो गयी जो कुल वितरण का 30 


प्रतिशत था। 


880 


4 || [08 3॥8 0 (0०%कफ्शथथाए८5 | >िश्षएथव३28९ ० 
(.05फरा970॥ (ए 0॥त000॥7) 896 ए 

+000 ["॥608 000 0765 0०009श४ए८5 
4] 
36 
33 
3] 
34 
]990-9 ] 3] 





जैसा कि ऊपर सारिणी बता रही है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा 
उर्वरक वितरण का प्रतिशत भाग वर्ष 987-82 में +47 प्रतिशत से 
घटकर वर्ष 990-9] में 3। प्रतिशत हो गया। 

कुल मिलाकर फिगर 7 बताता है कि सहकारी संसस्‍्थायें उर्वरक 
व्यापार में अपना आधार खो रहीं है। अगर राज्यवार तस्वीर बनायी जाय 
तो स्पष्ट हो जायेगा कि राज्यों में भी जहाँ उनका जमीनी आधार मजबूत 
था, जैसे गुजरात वहाँ भी उनकी हिस्सेदारी का भाग नीचे जा रहा है। जब 
984-82 में इसका प्रतिशत 95 आका गया था जो 4990-97 मरमें 
नीचे घट कर 74 प्रतिशत पर आ गया। इस प्रकार लगातार का सरकारी 
समर्थन और प्रोत्साहन के बावजूद सहकारी संस्थाओं का उर्वरक वितरण 
का शेयरका ग्राफ नीचे सालों साल गिरता जा रहा है, तथा इस कमी की 


पूर्ति करने के बजाय वे पूर्णतया व्यापार के प्रति उदासीन दिख रही हैं। 





8 


सहकारी विपणन तन्‍्त्र का सुक्ष्म मूल्यांकन 

((08] 2५8|७३४0॥ ०0 (0०002४80५6 (३८४४2 5५5९॥) 

सहकारी संस्थाओं को निचले स्‍तर पर अनेक समस्याओं का 
सामना करना पड़ता है। उनकी सामान्य शिकायत है कि ऊपरी संस्थायें 
उनकी उपभोक्ताओं को दी गयी सेंवाओं के लिए पर्याप्त रिकार्ड नहीं देती 
है। ये छोटी समितियाँ उर्वरक व्यापार में अपने फायदे का नुकसान कर रही 
हैं। जहाँ तक शीघ्र निर्णय लेने का सम्बन्ध है, सहकारी संस्‍्थायें इसमें 
असमर्थ हैं जब कि प्राइवेट डीलर्स प्रोसीजलर कार्यशेली अपनाने का निर्णय 
शीघ्र लेते हैं। पुनः प्राइवेट वितरकों से अलग हटकर वे उपभोक्ताओं को 
सामान्यतया कंसेशन नहीं देते हैं क्योंकि वो ऐसा अपने नियमों के कारण 
नहीं कर सकते। 

स्थानीय हानियाँ भी सहकारिता के गलत आचरण के लिए एक 
बड़ा कारण है। जब से वे प्रतिबन्धित क्षेत्रों में कार्यरत हुये हैं, उनकी 
कार्यशेली बड्डुत महंगी हो गयी है, और उसी तरह उर्वरकों के ऋण की दर 
भी काफी ऊंची हो गयी है। इस तरह सहकारिता को जीवित रखने के लिए 
एक गम्भीर भय सा उत्पन्न हो गया है। सहकारिता तन्‍त्र में वितरण 
व्यवस्था में वैज्ञानिक पहुँच की भी कमी है। उनमें व्यवसायीकरण का 
पूर्णतया अभाव है, सामान्यतया यहू पाया जाता है कि बावजूद इसके कि 
एक ही माध्यम और एक ही उत्पाद पर केवल केन्द्रीत हुया जाय, वे उसी 
समय कई कृषि उपकरणों की बिक्री की कोशिश में लग जाते हैं। जिससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी खास उत्पाद में उनकी रूचि का अभाव 
है। वे अपने स्‍तर पर सही एकाउन्टिंग तन्‍्त्र को तीव्रगति से अपनाने में 
भी सक्षम नहीं है। जिससे वितरण और स्टाकिंग की स्थिति के सम्बन्ध में, 
दोनों ऊपरी सहकारी संस्थायें और ऊपरी सहकारी बैंकों और किसानों को 





82 


समस्‍यायें पैदा करती हैं। समयोपरान्त विभिन्‍न आयोगों और कमेटियों 
द्वारा पुनः संस्तुतियाँ की गयीं ताकी सहकारिता की कार्यशैली में सुधार हेतु 
कुछ प्रभावशाली कदम उठाये जा सके जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
गया है- 

. प्रत्येक फसलों के मौसम के लिए उर्वरक आवश्यकताओं का 
अनुमान ठीक समय पर और बराबर होना चाहिए, और ऊपरी संस्थाओं को 
अग्रणि अनुमानित योजना बनाने हेतु आगे आना चाहिए। उनको कृषि 
अन्ञलिंग द्वार अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराना चाडिए ताकी वे अपनी 
वितरण की आशा के अनुरूप उर्वरकों की पूर्ति पा सकें। 

2. सहकारी संस्थाओं को ऋण सुविधायें बहुत ही आसान शर्तों पर 
उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वे वितरण कार्य को प्रभावशाली ढंग से 
सम्पन्न कर सकें। वितरण के वर्तमान तन्‍त्र के आधार का अन्तर भी 
आवश्यक है ताकी समितियाँ जो सभी स्तर पर कार्यरत हैं अपना उचित 
लाभ पा सकें और अपने कार्य में रूचि ले सकें। 

वैज्ञानिक मैनेजमेन्ट और व्यावसायिक की कल्पना को भी 
सहकारिता की कार्य पद्धति में साकार करना चाहिए; समय-समय पर नये 
और पुर्नरीक्षण पाठ्यक्रमों को चलाकर उन्हें इस योग्य बनाया जाय ताकी 
वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति और ज्यादा अच्छे तरीके से करने में सक्षम हो 
सकें। 

जी.वी.के.राव कमेटी की सस्तुतियों को अगर ठीक तरह से लागू 
किया जाय और सहकारी समितियों को कुल योग में बड़ी कीमत एक ही 
समय दी जा सके तो यह उनके लिए नैतिक बुद्धिमतापूर्ण अनुभव है और 
उनके कृत्य प्रभावशाली होने वाले हैं। 





83 





डइफको का उत्पादन एवं विपणन 


(?7007लांणा भा। श३॥+थांगर ०7८0) 


उत्पादन 

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस की 
अपर्याप्त आपूर्ति और 26 जनवरी, 200॥। को आए भीषण भूकम्प के 
कारण कांडला संयंत्र को बंद रखने के कारण हुई उत्पादन हानि के बावजूद 
इफको ने 52.37 लाख टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया जबकि गत 


वर्ष 52.76 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था। 


उत्पादन (लाख टन में) 


वितरण... हे ।998-99 ]999-2000 2000-0| 
33.64 35.34 
।9.4व2 ]7.03 


सामग्री वार संयंत्रों ने आलोच्य वर्ष के दौरान 35.34 लाख टन 





यूरिया और 47.03 लाख टन एन पी के / डी ए पी का उत्पादन किया। 
आलोच्य वर्ष के दौरान इफको संयंत्रों ने पुर्ननिर्धारित क्षमता के आधार पर 
नाइट्रोजीनस उर्वरकों के मामले में क्षमता का 400 प्रतिशत और 
फॉस्फेटिक उर्वरकों के मामले में 8 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया 
जबकि अखिल भारतीय क्षमता उपयोग नाइट्रोजीनस उर्वरकों के मामले में 
लगभग 94 प्रतिशत और फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में 79 प्रतिशत 





[&4 


यह।। इफको ने वर्ष 2000-0] के दौरान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में "एनः 
के रूप में लगभग व7.4 प्रतिशत और “?,0,? के रूप में 7.7 प्रतिशत 


का योगदान किया। 


क्षमता उपयोग (प्रतिशत में) नाइट्रोजीनस उर्वरक 


999-2000 2000-:200]7 


]09 ।00 
]04 94 


क्षमता उपयोग (प्रतिशत में) फास्फेटिक उर्वरक ?,0., 


कर 26 ]48 
अखिल भारतीय स्‍तर | 407 79 


सभी संयंत्रों ने अपनी स्थापना से अब तक कुल मिला कर 















अखिल भारतीय स्तर 


कह 


लगभग 600 लाख टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया है। 

कलोल इकाई +४- कलोल इकाई ने वर्ष 2004१4-2002 के 
दौरान 3.22 लाख टन अमोनिया और 5.50 लाख टन यूरिया का 
उत्पादन करके, अमोनिया के मामले में 88.7व प्रतिशत और यूरिया के 


मामले में 40.06 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। 





85 


॥8|0] पा - ,48 ॥56 ए९क्ला5 शिवा 4९९ 


शिशापट्पाआ5..... 997-98 | 4998-99 | 999-00 | 2000-0। | 200-02 


फैतदा0णा4 शिक्षा 





00पद0०णा 


५0 थाहा2५ 


[)58060॥] [2895 


[)868॥) [2895 


9 ॥८€ शत्रा। 


वर्ष 4975 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने से लेकर 
7 जनवरी, 200। तक कलोल इकाई ने 400 लाख टन यूरिया का 
उत्पादन कर लिया है। इसके अलावा, इस इकाई द्वारा वर्ष 200-2002 
के दौरान 62 टन लिक्विड कार्बन डाइ आक्साइड और 77 टन ड्राई आईस 


का उत्पादन भी किया गया। 


फूलपुर यूरिया कॉम्पलैक्स 
फूलपुर इकाई -] + आलोच्य वर्ष के दौरान फूलपुर इकाई -] के 
अमोनिया और यूरिया संयंत्रों ने 2.98 लाख टन अमोनिया और 5.व 2 


लाख टन यूरिया का उत्पादन किया और क्षमता का क्रमशः 400.50 





86 


प्रतिशत और 00.40 प्रतिशत उपयोग किया। 


श/]॥ ए€044॥06 ।98 3 ४८७॥"$ 


शाप्राप्रा। 


८॥0॥4 


70क्‍47पजाणा 302.480 30] 979 
(-0.प|54॥0॥ 80] 85 ]0] 68 






७9. थाश?१५ 0 049 
()शा6था 70989५9$ 29] 60 


(7९ 


007०0 507 948 520.0006 
(30 प्रावइ0०ा 02 62 ]0] 66 


59 शाशध१५ 7727] 
(ज्राशा6श्या] [0895 294 80 





फलपुर इकाई -ा 


वर्ष 2004-2002 के दौरान फूलपुर इकाई -ीं ने 9.98 लाख 
टन अमोनिया ओर 8.57 लाख टन यूरिया का उत्पादन करके आमोनिया 
के मामले में 700.74 प्रतिशत और यूरिया के मामले में 00.57 


प्रतिशत क्षमता उपयोग किया। 





87 


| शिक्षा। ?श-0794॥06 ।88 3 ४९श'$ 


शाणाएएणा:॥। 


4॥079 
एश्लाताीटाव"5 


27000७णा 


(9890 प्रा540॥ 


७0 जाश९५ 


(भराशा०क्ा] [29५95 


| है। («| 
एश्ातीटपो475 | पा. | 
[.7007०00णा 


( पाइथाणा 


59 थिाध2५ 


(»भआशाल्शा) [2395 


999-00 
463 6] 
04 00 
8 43]6 
336 05 


999-00 
805.55] 
]0 96 
6 3205 
306.43 


2000-0] 
50] 7]9 
0] 36 
8 3353 
345 60 


2000-0 
853.608 
00 00 
6 223] 
3]] 70 





200]-02 





आलोच्य वर्ष के दौरान फूलपुर की दोनों इकाईयों ने कुल 


मिलाकर 7.97 लाख टन अमोनिया तथा ॥3.69 लाख टन यूरिया का 


उत्पादन किया। फूलपुर इकाई - 7 और 7 ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 


आरम्भ होने से लेकर मार्च, 200। तक 30 लाख टन यूरिया का कुल 


उत्पादन किया है। 


आँवला यूरिया कॉम्प्लेक्स 


आँवला इकाई -_ :- गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (गोल) लिमिटेड द्वारा 
प्राकृतिक गैस की अपर्याप्त आपूर्ति के बावजूद आंवला इकाई -ी ने वर्ष 





िमशाााइभाशदाकममाााकान३903७५७५७७५७५+ धन +र काना 93११७३४ ७ का क३७०३४३० ३०३89 नम + 3००3 + ० लचलभन चल ल बल ाअ मु आाााााााााााााााााआआआआ७७एए७एल्‍ल्‍ए्नए्ए्८ए्७८८८ए्र्ए्र््छणता 


88 


200-2002 के दौरान 3.97 लाख टन अमोनिया और 7.06 लाख 
टन यूरिया क्ला उत्पादन करके अमोनिया और यूरिया मामले में क्रमशः 


80.3 प्रतिशत और 82.7 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। 


6 णाव्िनो ॥.6& 8७९एटा १८३६ ?िट049॥0८ 


। हक कि हा ा 
509 (470 [498 | 489 | 430 


397 5 
]]4 | 06 





'000 










% 80 3 







0 ८4 /। | 7 820 | 8 ]5 7 968 





265 





8]4 | | 706 0 






99 एञाराइ0॥ 










0०4 / | 5 87] | 6044 | 6 40]॥| 6 307। 6096 | 5 986 | 5 82] 









[)5827 039४$ 


आँवला इकाई - वा :- 


वर्ष 2004-2002 के दौरान आँवला इकाईना के अमोनिया 


और यूरिया संयंत्रों ने 55.. लाख टन अमोनिया और 8.64 लाख टन 
यूरिया का उत्पादन करके वर्ष 2000-2007 के दौरान 8.58 लाख टन 
यूरिया के अपने सर्वाधिक उत्पादन के पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया। इस 
इकाई ने वर्ष 200-2002 के दौरान अमोनिया के मामले में 03.व 





489 


प्रतिशत तथा यूरिया के मामले में 04.3 प्रतिशत क्षमता का उपयोग 
किया। 


60व्रि-ा [25 7४९ १८०५ ?2८शथणिा]902 


97-98 98-99 99-00 
469 495 493 





[)864॥] 049५5 





आँवला की दोनों इकाईयों ने आलोच्य वर्ष के दौरान 45.70 


लाख टन यूरिया का उत्पादन किया। यह भी रोचक तथ्य है कि आँवला 
इकाई-] ने 4988 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से लेकर 


मार्च, 200॥। तक 40 लाख टन यूरिया का कुल उत्पादन किया है। 


कांडला इकाई ४- 


26 जनवरी, 200व7 को गुजरात राज्य में आए भारी भूकम्प के 


कारण कांडला संयंत्र को पहुँची क्षति की वजह से इसे मरम्मत और 





90 


पुर्नसर्थापना कार्य के लिए लगभग 2 माह तक बन्द रखना पड़ा था। इसके 
बावजूद कांडला संयंत्र ने वर्ष 200-2002 के दौरान 20.60 लाख टन 
एन पी के / डी ए पी का उत्पादन किया। यह उत्पादन ?,0, के रूप में 


7.93 लाख टन तथा समग्र उत्पादन क्षमता उपयोग के 409 प्रतिशत के 


बराबर हढै। 


बि्राव]4 एाग - ?शतिवयान्राटर तब 0: 06 5 थिंए९ ए८द्राड 


>[५ ]0 26 26 
?[५ [2 32 6 
[207 ]8 46 00 


'000 पा 


'000 था 


000 ५7 


'000 शा 


997-98 


30] 20 
338 70 
6532 60 
272,50 
477 692 
54 590 
323 04 


998-99 


303 26 
284 58 
77 68 
4305.32 
300 046 
6] 830 
329 66 


999-00 


307 45 
493 20 
9]] 05 
49].70 
708 844 
26 35 
296 20 


2000-0] 


200]-02 


40] 250 
528 850 


793 3]] 
09 42 
308 47 





कांडला इकाई ने जनवरी, 975 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ 
करने के बाद से अगस्त, 2000 तक 220 लाख टन एन पी के » डी 


ए पी का उत्पादन कर लिया था। 





ं 49] 


(€एशाएक,47फ07% शए२20०0९८0पघ परा।, 94977% 
(“$ 0॥ १४॥८॥ 200) 


का फिबण 7 


शिाप्रपपा -] 
शिपाएपा - ही 


[2807 


00४ ०? / 0.57 


वतन 
छशा[व।ओइ25$ 
रिपराशा$ 'ए 
5 की 
पृ 


वुएाओओं ित्यञातरशाड 








92 


?२0700(7703 07 80-फारा!570२५ 


(-4040॥079 फऊश' भाशप्रा) र 75 शा 
((७० ॥॥ श) 








एाबात - ५७98४ (५7०९५९(79 4|घ० ?२07/0(770४ 79 एराष( 4997-98 


< 998-99 
[षत]२(९)0(०४!ए 
शित्रा गवराशआ]60 ?०02०7० ('000"५७) १५३2९ (4040५ 
(04207 38 0०7 एप्ारबा0ता 

द 3.03.99('000' |) 997-98 4998-99_ 997-98 998-99 
शाह्रा॥0 ४एटा0ए 
() १706 एगव$ 
भाग, 
पिद्या22-] 800 43 9 55 5 549. 694 
रिश्मा2४-]] 5] 8 ]86 9 ]78 8 ]23] ]78 
8॥9705& 235 3 26] 0 23] 7 व09 98 5 





493 





श्िद्ाएथा 2335 3 
शाभधफपा 334 0 
शाभएपणा 5:90 334 0 
00४ (ा),) 4370.,4 
085९7 
ए69ए6९४भ्ाधा08| 770 
(० 5] 8 
(०णाताना 96 6 
वणाओं (४5९7) 325.4 
7२८ 
[7077099 90 5 
वृणा08५४- ४ 75 ] 
प7ण089५-५ 5] 8 
वां 683 | 
प00(॥ (7२९7) 000.5 
जा, (ाशाक्ष 2543 
5/87॥, २०पाै८४४७ |20 0 
था, 'चलएएणशा 700 
??[, ?द80669 29 6 
3फ-?0097८ा 38 7 
वृ0आं (४90)९0) 3308.9 
() 7,055$ रित्राता९ एा॥5 
ण्टा 
शाता। 5] 8 
00 वाटीएपा 3] ] 
रि्वा]42प007.. 45] 8 
पृताक्ष 5] 8 
* जुणाओं (7८) 586,5 


238 7 
39] 6 
372 7 
54.8 


653 6 

826 ] 
03 6 
293.3 


49 8 


45 8 
644 8 
89.5 


06 4 
23 7 
473 
442 3 
22 | 
304,6 


95 9 
00 
46 6 
40 0 
488,5 


246 4 
393 2 
396 5 
8502.,] 


6593 
84 2 
]6 0 
269.5 


53 2 
500 
23 8 
650 0 
877.0 


243 8 
23 | 
3] 2 
40 4 
293 ! 
32.2 


02 6 
00 
42 2 
3]6 
[76.4 


94 


[09 9 
[7 2 
।]] 6 
0.5 


82 6 
83 ] 
07 2 
90.0 


55 0 
68 | 
96 0 
94 4 
89.] 


क 5 
49 / 
076 
]]0 0 
57 ] 
93.4 


63 2 
०00 

30 7 
303 
32., 


804 7 
]]7 7 
|68 7 
09,6 


900 
335 5 
820 ] 
82.8 


58 8 
006 
8] 6 
95 2 
87.7 


95 9 
9 3 
44 6 
808 3 
64 9 
94.] 


676 
00 

27 8 
20 8 
30. 


पए८ 


रिश्ााप-] 2] 0 
पिद्याशाए)-!!। 87 4 
पिद्यागपुना। 85] 8 
>पा89[एपा 79 6 
छिद्लाशपा॥। 84 6 
009 (प्रा() 424.4 
वृ0(द्वां 0]0.9 
(,055 47८९) 
वृताओओं 439.8 


?पा, 88८० (+]) 


() (०0फश'4र7ए€ 86९०7: 
77९0 


8६९8|0] 
६६४॥0]8 


शापाएपा 
शिपफएपा छा 


42079 


“णा का 
00४ (7४0) 


दाशछप्न00 


प्रब्ष्या4 
वुतात्न) 


(00०09. $€टा0 ; 


25] 0 
]9 0 
227 7 
334 0 
334 0 
334 0 
4599.7 


007 9 


2267.6 


ध) शरबारू ९९८०7 
(57( ४३४००00289 236 2 


576, ६०8 
(पा, शांट2९2 


' जा, #थ्वाएपा 
मम जी कल कक अब कल लक 23330 3508... 3333-53: ५ ३४-५3 8+23 २335५ ५७४२5 ३७ २८-२३ ४.३४ पब सपा ए ५४४ बस कपल 3७ अब पल ३ लक आए थक कप सब सब कस एप 





5] 8 
83 8 
30 3 


00 
00 
906 
]5 
8 6 
0.7 
299.2 


3340,8 


[777 
[84 7 
259 9 
05 4 
3870 
382 2 
496.9 


84 9 


23| 8 


237 5 
80 6 
8] 4 

337 $ 


00 
00 
32 8 
00 
[] 6 
64.4 
240.8 


3353,0 


225 6 
893 8 
26] 7 
384 3 
39] 7 
385 3 
842.6 


0976 


2540.,2 


229 3 
80 9 
83 6 

337 


95 


00 
00 
97 
| 9 
22 0 
26.] 
29.6 


78.3 


79 9 

[55 3 
[]4 0 
[26 2 
]5 9 
8]4 4 
[3.3 


22 0 


6,2 


00 6 
9 0 
97] 

08 7 


00 
00 
34 8 
00 
[3 7 
8302 
23.8 


77.6 


89 9 

[62 9 
[[4 9 
85 | 
॥7 3 
5 4 
45.2 


04 4 


42.0 


97 |] 
]9 2 
99 8 
08 6 


टा, 004 98 0 
57006 पणाठणा 3]02 
(९४ क्षा2&0०06 ]8] 2 
डटा2-?शभा+ धव0627 0 
0ीपः€ छाभ्यणपण 34] 7 
77?९॥, व0]8 529 
]8380 6 0 
वृचञाटणा! 4॥6 

श्र पिश्ाए॥ओं 60 
ना॥।, जांअ09 . 500 
800, 3820#पा 334 0 
(576 ७३3 587 
(८, ॥४८॥808 227 7 
0 ५ ही 227 7 
6 ४ता804-! 

(7, ४0॥7809 85 ] 
(7(7, 08069था 34] 6 
॥(, छा 34] 6 
(०0५९ 334 0 
जीध्षा|क्षीक्षाजपा 
39-?200फ८[ 70 


04 3932.7 


एपरबराह€ 8ट८टा० 


बम (जाओ) 0520. 


204 | 
367 4 
53 6 
30 8 
364 2 
44 2 
]4 9 


[2 7 
52 2 
429 5 
04 8 
3]73 


96 ] 

446 0 
409 7 
427 8 


37 


4433.0 


0085,6 


889 ] 
375 0 
94 9 
33 | 
3723 
40 7 
5 8 


00 
4] 3 
469 2 
94 4 
3]6 8 
240 9 


5 8 
440 ! 
404 | 
409 7 


20 


4586.3 


0479,.5 


496 


[33 4 
[8 4 
84 & 
[28 3 
06 6 
779 
93 ] 


79 4 

889 | 
828 6 
878 5 
839 4 


833 3 
30 6 
37 5 
]28 | 


52 9 
43.4 


0.5 


थक, 
[20 9 
[07 6 
[22 6 
809 0 
76 9 
98 8 


00 
83 0 
]40 5 
60 8 
839 ] 
05 8 


36 ! 
828 8 
8 3 
]22 7 


28 6 
6.6 


99.6 


?)05शए 47% 
?007९८7०॥ ('000') 





ए॥ा [98420 १७३९८ (4)4९(१ 


(गरूबटा ४६ 07 छएप्ारआा0ा 


3.03.,99('000' ४7१) 


997-98 998-99 997..98 4998-99 
() ?ए/84॥6 50(70२ 
74(7] 
(09५0९ क्षा।आा08| 29 7 24 8 3]6 83 5 06 4 
(०दापना ]02 2 ]03 7 ]6 0 0] 5 ]3 5 
पुणता (080८7) 43,9 728.5.._ 447.6 97.4 .9 
॥२९ ४ 
]7077099५ 45 0 49 8 53 2 ]0 7 ]]8 2 
प्ृणा08५9- ४७५. 75] 5] ] 500 68 | 66 6 
इताओं 0२८7) 20. 00,9 03.2 84.] 85.9 
[, टाशानआ 42 8 83 3 33 8 68 ] 93 7 
ए, 7906०) 33] 2 364 6 359 7 ]]0 ! 08 6 
तट, छाषा 30व 26 0 86 3३3 
7एटा, #र]0642 2 32 8 3 7 777 32 5 
7??८, $88807प795 8 80 7 65 67 7 4] ] 
$87 (ा$ ]2 8 406 40 35 9 3] 3 
वृताओईं 826.9 728.,0 769.5 90.3 93. 
एफ) $8€टां०' 
() ९00श/२4779४8 ७४४(८70२ 
[79८00 ॥४॥089 309 0 477 7 500 2 54 6 ]6] 9 
(॥) शराए4ा४८ 5४९70 
0५7९८ ,७४७००७४ 49 7 54 | 76 6 ]08 9 54 | 
(7, शाट32 ]04 ] व]0 3 ]]2 2 ]06 0 ]07 8 
डा, 008 ]] 0 ]]5 2 75 0 03 8 676 


3333-33 लननननननननननन+++०>+>«>>+«ल3न+> 3» ०+3+०+3--+-++-+0320 20०2 ०००००- ०००० ०००००, तप 
॑ +  ::,ब फेम > 9299 ऋछछ्म्छ्म्मम मा भर ५ >> कद ५१ था तक ह शह# ता तक तन आता आधा कल ल॥ #भक 2० ता शक ता आह था दा आना बा 


97 


8500 णप्ाठण) 4909 2]] 9 26] 4 !!] 0 36 9 
(४ (६79828/07663 5 69 8 78 7 ]09 9 ]23 9 
छा? 34 0 38 5 4] 4 27 3 2 8 
-2भाए थि]06 

0५ छापा 328 3] | 30 2 94 8 92 ] 
[0277(/, व७0]|8 529 4] 2 40 7 777 76 9 
ता।, ल098 . 4270 33 4 06 2 89 0 83 6 
(87 &86069 500 267 7 24] ] 878 5 60 7 
(7८, ६.८27980827 4 245 5 287 6 33 2 32 3 
७5७07 (85 90] 0 45] 5 5]9 8 6] 2 577 
वृतातओं 2034.,3 770.2 870.9 97,2 92.0 
एज, 5९८०7 

एम (ताला) 3व70.2 2975,9 ३3]40.6 0.7 99.] 


सरापामणकआाइा0७७॥७३३७३५५७७७०५०९७०३५३५१०५५० माला स्‍७३३७७५३५०४मवारधालाकका2७३५७५०००५ मर वाह ३७ ५भ परम वाकाउ ३५७ ३५४७५४३॥५०७०५३३ा४३५५३५०५३ ढाका 20५भाभारकानाराना१७५३५७५५४५५+भमवाशा॥७५७५३३३४घ मार मापककराकभमम भाव ५३३७५३७) ५४० ा39५3१३३४४४+७००००० हाथ #घभामराका छा #३ल्‍ ५५ ताह७॥॥ान माता मान ' वा नपाव०५५३५५५५ पाइप ३॥3४१५३३ाा३ ५ भेक५ ५१०७ ०७०)७७५००३३७७७५भहफरिकमा जता ०.१८ १ाराहा १७3 +)-+ रा 


98 


विपणन 


वर्ष 2000-07 के दौरान देश में मौसमी परिस्थितियाँ प्रतिकूल 
रहीं। परिणामस्वरूप, देश में उर्वरकों की खपत में लगभग 9 प्रतिशत की 
कमी आई और यह वर्ष 999-2000 में 78.4 मिलियन टन पोषक 
तत्वों की तुलना में घटकर ।6,6 मिलियन टन पोषक तत्व रह गई। 
उत्पादवार देखा जाए तो वर्ष 2000-0व के दौरान देश में यूरिया की 
खपत १49.2 मिलियन टन रही जबकि वर्ष ]999-2000 में यह 20. 
2 मिलियन टन थी। अर्थात इसमें 5 प्रतिशत की कमी आई। इसी अवधि, 
7 में डी ए पी की खपत 5.7 मिलियन टन रही जबकि वर्ष 999-2000 
में यह 7 मिलियन टन थी अर्थात इसमें 49 प्रतिशत की कमी आई। 

उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया और डी ए पी, की खपत में आई 
कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2000-0व7 के दौरान देश में एन पी के 
उर्वरक के उपयोग के अनुपात में असंतुलन और बढ़ गया तथा यह 7. 
0:2.7:7 था। समिति ने अपने संवर्धन एवं विस्तार कार्यक्रमों को नई 
दिशा देते हुए किसानों को शिक्षित करने में उर्वरकों के संतुलित और 
कुशल उपयोग पर बल दिया ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और 
कृषि पैदावार को बढ़ाया जा सके। 

उर्वरकों की समग्र खपत में गिरावट के बावजूद इफको का बिक्री 
कारोबार बढ़ा और वर्ष 2000-07 के दौरान इफको ने 55.0 लाख टन 


उर्वरकों की अब तक की सर्वाधिक बिक्री की। 


99 


99९5 (॥ ,905 [07८) 


998-99 999-2000 2000-200] 
ए९थ 33 42 35 05 36 04 
एा< / 057 | ]2 8। 86 67 89 05 
वु0ात्रा 46,23 5],72 55.09 





यह बिक्री गत वर्ष 999-2000 की 5.72 लाख टन 
उर्वरकों की बिक्री की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। उत्पादवार देखा जाए 
तो वर्ष 2000-0 के दौरान इफको ने 36.04 लाख टन यूरिया की 
बिक्री की जो वर्ष 999-2000 में 35.05 लाख टन की बिक्री की 
तुलना में ३ प्रतिशत अधिक है। समिति ने आलोच्य वर्ष के दौरान 
9.05 लाख टन एन पी के / डी ए पी की बिक्री की जो गत वर्ष 
999-2000 की 46.67 लाख टन एन पी के / डी ए पी की बिक्री 
की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। 

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 7998-99 से 2000-07 
तक इफको द्वारा की गई बिक्री का ब्यौरा निम्न प्रकार है :- 


2000-0] ]999-2000 ]998-99 


स्वदेशी 


आयातित 





पी के / डीए पी 
एन पी के 
टी ए पी 


- स्वदेशी 0.66 


- आयातित 0.30 
योग 49.05 


यरिया+एनपीके+डीएपी 55.0 9 





$5.57,09 7002५ ६ पत 4२79 5७09.4507९ 


("000 (0॥6) 


2867 
व094॥7, 


?॥ / 057 


१0947, 


रा ॥50२७ 








20] 


355,088 002२० 724 8 $४५५०४ 


96-97 97-98 98-99 


(000 (0ग्रा2थ.5) 


99-2000 | 2000-0[ 











?२0700९(70'५ 





57 
॥0॥94॥, 


ए।< / 047 








॥04॥, 





रात ॥50२5 


4684.,2 23व,9 2374.2 2474.,4 2804.2 


$5.75 07 870-77%एछ7,9॥.२5 
(९५ ॥77 श१) 


5७ २ 4॥7५ 96-97 97-98 98-99 99-2000 | 2000-0] 


0 892 5 587 











रस्ार00प्ाा] 


2 200080९८ 4 407 


25४ ] 894 





/209शापएधप्रा। 


पुए(थ 596 7.92 42.948 | 87,402 04.79] | 93,326 





अंल्‍लशल्‍ब-+_-बब-ः-:८«छःऋ्शणनचंे%ौ तन 99 >>>>म >> >> «>> «>> न >> अ>म9>»«म मन >>» «नम « >> म «>> >> « «मम «»«»«« 





202 


वर्ष 200-2002 के लिए 56.50 लाख टन उर्वरक सामग्री का बिक्री 
लक्ष्य रखा गया है जिसमें 36.50 लाख टन यूरिया और 20.00 लाख 


टन एन पी के / डी ए पी शामिल है। 


इन्टीग्रेटेड मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स (परा९2-3९0 १३ श४॥72 | .0250८5) :- 


आधार (84८४ ए7/0एा0) :- 

उपभोक्ताओं को सामान वितरण का तरीका परम्परागत तौर पर 
कारखानों से शुरू होता है। प्रबन्धक स्‍्टाक एकत्रित करने का स्थान 
निश्चित करता है और ट्रान्पोर्टर माल को कुल निम्न खर्चे पर या स्वेच्छा 
से तय किये हुए दर पर द्भवुलाई करके उक्त स्थान पर पहुँचाता है। वर्तमान 
में यह वितरण प्रणाली क्रमिक आपूर्ति प्रबन्धन के रूप में विस्तृत हो गयी 
है। यह क्रमिक आपूर्ति प्रबन्धन भौतिक वितरण से भी पडले शुरू हो गयी 
थी। सबसे पहले कच्चे माल को एकत्रित किया जाता है। उसके बाद उसके 
कम्पोनेन्ट्स बनाये जाते हैं तथा पूँजी संसाधन जुटाये जाते है। फिर उनको 
बहुत ही कार्य कुशलता से तैयार कर असली रूप दिया जाता है। और तब 
अन्तिम केन्द्र पर भेज दिया जाता है। 

इसके बृहद्‌ अध्ययन का एक पहलू यह भी है कि आपूर्ति करने 
वाली कम्पनियाँ कैसे कच्चे माल का एकत्रीकरण करती हैं। क्रमिक आपूर्ति 
का पहलू कम्पनियों को बेहतर आपूर्ति एवं वितरक होने में मदद कर 
सकता है तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे अन्ततोगत्वा 
कम्पनी की लागत कम होती है। 

दुर्भाग्यवश, यह आपूर्ति का क्रम इसके उद्देश्य को एक डी बाजार 


के गनन्‍्तव्य केन्द्रों पर रोक देते हैं। सर्वप्रथम कम्पनीज बाजार के जरूरतों 





3. 33333334+39-++अनलनननननननकक७+»भल नमन ५+3५3+33+«ल«८3333५+++33++33»33+3393++33+33८33+333333+-3--233333333303333-++++०037० 777 बल बल 


203 


को पूरा करने के लिए प्रभावशाली ढंग से विचार करें तब माल की आपूर्ति 
उस निश्चित स्थान पर सुनिश्चित करे जहाँ से पूरे बाजार में माल 
उपलब्ध हो सके। यह दृश्य बाजार की तर्कशास्त्र के रूप में जाना जा 
सकता है। बाजार लॉजिस्टिक्स में योजना, इसके लिए कार्य रूप देना, और 
प्रायोगिक व्यावहारिक स्तर पर माल के आमद पर नियन्त्रण तथा तैयार 
माल को कारखाने से लेकर उपभोक्ता तक इस्तेमाल के लिए एक लाभ पर 
पहुँचाना है। 

बाजार लॉजिस्टिक कार्य को इजन्टीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम ([.5) 
भी कह सकते हैं, इसमें मैटिरियल मैनेजमेन्ट, मैटिरियल फ्लो सिस्टम, 
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एबेटेड बाई इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, मार्केट लाजिस्टिक 
आदि अनेक कार्यक्रम जुड़े हैं। सर्वप्रथम बिक्री की सम्भावनाओं की 


० 


भविष्यवाणी की जाती है, उस आधार पर कम्पनी वितरण, उत्पादन एवं 
उत्पादन में सहायक होने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने का निश्चय 
करती है। उत्पादन योजना ही माल खरीद करने वाले विभाग को आदेश 
देने के लिए इंगित करते हैं। ये माल निश्चित किये हुये ट्रान्सपोर्टरों के माध् 
यम से पहुँचाया जाता है, माल प्राप्त करने वाले क्षेत्र में प्रवेश कराया 
जाता है, और कच्चे माल के गोदाम में स्टोर किया जाता है। कच्चा माल, 
तैयार माल के रूप में तब्दील किया जाता है। तैयार माल इन्वेटरी, 
उपभोक्ता के आदेशों और उत्पादनकर्त्ताओं कार्य पूर्ण करने के बीच का एक 
माध्यम है। तैयार माल एक जगह एकत्र कर पैकेजिंग के लिए भेज दिये 
जाते हैं, जहाँ कच्चे माल को तैयार, भेजने के लिए ट्रान्पोर्टर्रों के छवाले कर 
दिया जाता है जहाँ से उपभोक्‍ताओं को वितरण एवं सेवाएँ दी जाती है। 





204 


बाजार का अवलोकन बिन्दु (७५॥२९॥०]। |. (१8७]]( ५ 08,॥॥/.( :[५%9) 
बहुत सी कम्पनियाँ बाजार का अवलोकन बिन्दु के विषय में 
कहती हैं कि सही सामान (माल), सही स्थान से, सही समय में, कम से 
कम कीमत में प्राप्त किया जाय। दुभग्यिवश, इस बिन्दु पर कोई 
व्यवह्ाश्कि दिशा निर्देश नहीं हैं। कोई भी बाजार अवलोकन का तरीका नहीं 
है जिसके साथ-साथ अधिकांश उपभोक्ताओं को सेवार्यें कम से कम लागत 
पर वितरित किया जा सके। अधिकांश उपभोक्ता सेवायें, ज्यादा एकत्रित 
माल, द्वुलाई की किस्त, माल स्टोरेज की ग्रुणात्मक बढ़त के कारण बाजार 
अवलोकन की लागत बढ़ जाती हछै। लागत में इस वृद्धि को दृष्टिगत करते 
हुए, कम्पनियाँ एक सही और ठीक तरीके की खोज में है जिससे 


बाजार-अवलोकन पर हो रहे खर्चों एवं कीमतों को कम किया जा सकें। 


बाजार अवलोकन के प्रस्तावित तरीके की लागत को निम्न इक्वेशन द्वारा 
दर्शाया गया हडै 
((:05 0 ?270905९0 ७५४४ 0| ३॥॥९ |025४९5 5 ए/५श॥ 0९ (6€ 0[0/772 ०४7४९ |.0शांबा€९5 8 श५एशा 0९ ९ 0॥0शग] 


€(02॥0॥) :- 
८ ]+79/+ ४ए७०+ $]/ 5 ]09।  /शारल - [.,02905 (0४ 0 07058 





5५शंशा। 
एप +वृततर घ्राशा। 09 ण श०ए०5९७ 59श0ा 
, 7ए४ 5 [09 पर60 9४ा०70756 (05 ए ?07905606 89शंशा। 
४५७० - [00 / ५द्याक्‍005 फश०ा0०प56 (05 ०ए6 शि090560 5५शंक्ा। 
९५ - ]0 005 ०,085 53]65 00९ 0 8५४ 9०॥ए९५ 0७४५ प्रा 7000580 


9५४शा। 


205 


बाजार अवलोकन से सम्बन्धित निर्णय (0९2९&0॥ २९)३(९० 00 ४३८९ 
!.025॥0&.) 

) बाजार अवलोकन पूरा होना चाहिए (00० ?0065आ॥8) 

2) स्‍्टाक कहाँ पर एकत्रित होना चाहिए (एशधाआ०00756) 

3) स्‍्टाक कितना एकत्र होना चाहिए (प्शा09) 

4) माल की द्वुलाई कैसे होना चाहिए (॥59"020) 

यह वर्णन कच्चे माल के एकत्रीकरण से प्रारम्भ होता है, कच्चे 

माल से तैयार माल के रूप में तब्दील होता है और तैयार माल को 
वितरण हेतु उसके अन्तिम गन्‍्तव्य स्थान को वितरण एवं उपभोग हेतु भेज 
दिया जाता है। अन्ततोगत्वा इसी को बाजार की रूपरेखा, विपणन की 


योजनाएँ और अन्य उपभोक्ता सेवाएँ कहते हें। 


घरेलू विषणन नीति - एक रिपोर्ट 
(२९००४ ०॥ [72279९0 १४७॥४(॥7 |.025005) २९७०७ ०णा €ए?-3९0 9॥॥९€0॥2 ।,0250८& 


आपूर्तिकक्ताओं के साथ सम्बन्ध 
(रिशश्भाणा शांत ७7एफ2:) 
इफको ने अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ सम्बन्ध बहुत लम्बे 
समय के लिए बना रखे हैं, इफको का प्रधान कार्यालय जो नयी दिल्‍ली 
में स्थित है, अपने आपूर्तिकर्ताओं से बराबर सम्पर्क बनाये स्खने के लिए 
उत्तरदायी है। प्रत्येक दिन कच्चे माल की दैनिक रिपोर्ट प्रधान कार्यालय नई 
दिल्‍ली को भेजी जाती है। इससे यह जानकारी होती रहती है कि कितने 
कच्चेमाल की आपूर्ति हेतु आर्डर दिये गये है। इफको अपने आपूर्तिकर्ताओं 
को आयात किये गये कच्चे माल के लिए डालर के माध्यम से भुगतान 


करता है और जिस दिन आपू»र्ति प्राप्त की जाती है, उस दिन का डालर 





5  बबब्£+ऋऋ चने तन «>>>> >> >> मम >मं«म+ न >> मम >> + >> >>««+«>म «मं मम ««म««»भ» 
वन माममाआ७७१७०१५ अरमान वात १७३७५७५५३७»४५३७७७५४५३७७३७७०३५७७०७७०३७७७५३७३७३७४०० न तक 5०००० ०० ना आएएएछा 


206 


की रेट को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ तक इफको के कान्‍्डला एवं 
कलोल एवं इकाइयों के पहचान वाले सम्बन्ध का प्रश्न है, दोनों एक दूसरे 
के प्रति बराबर की हिस्सेदारी निभाते हैं। कृभको एक सहकारी संस्था होते 
' हुये भी, इफ्को के लिए अमोनिया की आपूर्ति का एक प्रधान आपूर्तिकर्ता 
है । 

प्रधान कार्यालय नई दिल्‍ली, संयंत्र के महाप्रबन्धक के सम्पर्क में 
भी रहता है और संयुक्त रूप से कच्चे माल को प्राप्त करने की जानकारी 
रखता है। जहाज जब तेल या कार्गो जेड्डी पर पहुँचने को होता है तब 
जहाजी एजेन्सियों से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। ये जहाजी एजेन्सियाँ 
इफको के अधिकारियों को जहाज के कार्यक्रमों के विषय में बताते हैं फिर 
उसी अनुसार जहाज को खाली करने की व्यवस्था की जाती है। जब जहाज 
पहुँचते हैं तब एक सूक्ष्म नमूना कच्चे माल का निकाल कर इफको के 
प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है और जब यह सुनिश्चित हो जाता 
है कि जिस माल का आर्डर दिया गया था वही माल की आपूर्ति आयी है, 
तब आयातित कच्चे माल को जहाज से उतारने का कार्य शुरू होता है। 
ऐसा नहीं होने पर कुछ मध्यस्थता होती है तथा कभी-कभी सनन्‍तोषप्रद 
परिणाम नहीं होने पर कच्चेमाल की आपूर्ति लेने से अस्वीकृत कर दिया 
जाता है। यही बात दोनों आयातित कच्चे माल फॉस्फोरिक एसिड एवं 
पोटठाश, के लिए भी सही है। 


कच्चे माल से तैयार माल में बदलना ((०॥५९:४0॥ 0|7]२3७ ४३(९79)] (0 
गा4 ?7000८) ए-0०0प८ 


कच्चे माल से तैयार माल के रूप में बदलाव के तरीके का अ६ 


ययन विपणन नीतियों के अन्तरगत किया जाता है क्योंकि सक्षम और कम 








207 


से कम लागत वाले बदलाव के तरीके अपनाने से स्वतः माल की कीमत 
कम हो जाती है और इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में जरूरत का माल कम 
से कम समय में उपलब्ध हो जाता है ; इस लिए इसका अध्ययन करना 
भी बहुत महत्वपूर्ण है। 

फॉस्फोरिक एसिड टैंक और अमोनिया भन्‍्डार टैंक से आने वाली 
पाइप लाइन निष्प्रभावी (शशाल्प्राधारथ्य ?/9) टैंक में खत्म हो जाती है। 
प्रीन्यूट्लाइजर टैंक में निष्प्रभावी क्रिया सम्पन्न होती है। अमोनिया और 
फॉस्फोरिक एसिड दोनों को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है ताकी 
उन्हें पथरीला रूप दिया जा सके जिसमें 80 प्रतिशत ठोस तथा 20 
प्रतिशत द्रव रूप में होता हैं तब यह मिलाया हुआ ($|॥775) पदार्थ ग्रेजुलेटर 
को भेज दिया जाता है जहाँ यूरिया फिलर और पोटाश (अगर 7शश८) को 
मिश्रण बनाकर सुखाने के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ इसे कम्ब्यूसन 
तरीके से सुखाया जाता है। सूखने के बाद यह माल छाना जाता है फिर 
उन्हें विभिन्‍न साइजों में बाँठा जाता है अगर उनमें से कुछ का साइज बड़ा 
होता है तो उसे पलवराइजर में ले जाया जाता है और उसे पीसने के बाद 
उसको सही रूप दिया जाता है। यह उत्पाद साइज पदार्थ कूलर में भेजा 
जाता है जहाँ उनको कमरे की गर्मी दिया जाता है फिर उन्हें एकत्रित रूप 
में भण्डारण के लिए भेजा जाता है जहाँ उन्हे तैयार माल का रूप दिया 
जाता है तथा उसका भण्डारण किया जाता है। साइज से छोटे पदार्थ को 
पुनः ग्रेनुलेटर (णाधाए ४०) में भेज दिया जाता है। दबाव की गर्मी और 
दूसरी सभी नियन्त्रित क्रियायें नियन्त्रण कक्ष से संचालित होती हैं जहाँ 
(2.5 $.) डेसीजन सपोर्ट सिस्टम लगा हैं। पुराने उत्पाद इकाई ज्ञ.] में 
अंशतः कम्प्युटराइज्ड सिस्टम है लेकिन नई इकाईयाँ (६-2) पूरी तरह 
कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम से सुसज्ज्त हैं। उत्पादन इकाई की पूरी तकनीक 


। 





208 


अमेरिका की डोरों लीवर (20२२0[,7५प्२) कम्पनी की है| [८-[[ ने परिवर्तन 
मात्रा में वृद्धि की है और कच्चे माल से तैयार माल करने की गति भी 
बढ़ाई हैं जिससे इफको की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुयी है। परिणामतः 
इफको की पूरे देश में काफी मात्रा में उर्वरक आपूर्ति की क्षमता हो गयी 
है। वर्तमान में इफको की उत्पादन क्षमता 78 लाख टन प्रतिवर्ष की है 


जो एक्सपेन्सन से पहले 2 लाख टन प्रतिवर्ष थी। 


इफको कान्डला में माल की आवा-जाडी 


((9८१3] 7]0५७ ॥ ॥7]7( (0 ॥६९3॥0॥4) 
संयत्र इकाई में तेजी से और आसानी से माल की आवाजाडी, 


कच्चे माल के भन्‍्डारण कक्ष से ट्रान्सपोर्ट यूनिट पक पहुँचानें में संयंत्र की 
इकाई नीति ज्यादा प्रभावशाली होती है। उर्वरक का विपणन और उर्वरक 
वितरण से पहले माल के आगत पर एक अवलोकन करते हैं। जैसा कि 
पूर्व में वर्णन किया गया है कि सर्वप्रथम सभी माल कच्चे माल के भण्डार 
में एकत्रित किया जाता है, फिर फास्फोरिक एसिड तथा अमोनिया को 
पाइप लाइन द्वारा जोड़कर प्रीन्यूट्लाइजर टैंक से सम्बद्ध कर दिया जाता 
है। पोटाश और फिलर को भी गोदाम में भेज दिया जाता है और तब स्तरी 
से जोड़कर ग्रेनुलेटर में डाल दिया जाता है। इसके बाद तैयार उर्वरक को 
विभिन्‍न वेल्टों के माध्यम द्वारा बड़े गोदार्मों में भेज दिया जाता है (यह 
स्थान सिर्फ तैयार माल रखने के लिए होता है)। फिर यहाँ से तैयार माल 
को बैग में भरने के लिए वैगन इकाई में भेजा जाता है जहाँ पैकिंग हो 
जाने के बाद बैगनों या ट्रकों में लाद दिया जाता है। 

डाई संयत्र में ऐसी व्यवस्था है कि माल अपने आप पूर्णरूपेण 
आता रहता है। दो तरफ दो उत्पादन इकाईयाँ होती है और दोनों तरफ बैग 








209 


में भरने वाले मशीन लगे है, दोनों तरफ की ले जाने वाली बेल्ट की 
सहायता से माल थोक भण्डार से सम्बन्धित बैंगिग प्लान्ट तक आता है। 
पैकिंग संयत्र के प्रथम तल पर की जाती है तथा भूमितल पर पैक्ड माल 
की लोडिंग होती है। भूमि तल पर रेलवे लाइन बिछी होती है ताकी पैक 
माल सीधे बैगन में लादा जा सके और लाइन से भेजा जा सके। अतः 
यह स्पष्ट है कि कार्यक्रम इफको (काण्डला) के लिए बहुत लाभप्रद है। यह 
माल भेजने के लिए समय की बचत करता है। यह तैयार माल की प्रक्रिया 
में सहायक सामग्रियों में कमी करता है। ऐसी भी व्यवस्था है कि तैयार 
माल कारखाने से सीधे बैगिंग यूनिट को भेजे जा सकते हैं बजाय थोक 
भण्डार में भेजने के। इस प्रकार इफको (कान्डला) संयत्र की विपणन नीति 
काफी अच्छी साबित हुयी है। 


डइफको (काण्डला) में इन्वेन्टरी प्रबन्धन 
([ारशा।09 िक्षा8एथाशा ॥ 77९0 (६॥7॥049)) :- 


इन्वेन्ट्री प्रबन्धन, विपणन निति का एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। 
इफको का प्रधान कार्यालय प्रतिदिन कच्चे माल की दैनिक रिपोर्ट मंगाता 
है जो उस दिन-विशेष का होता है। इस रिपोर्ट के साथ उत्पादन की मात्रा 
भी होती है। इस रिपोर्ट के साथ खाली बैगों की मात्रा और डिस्पैच रिपोर्ट 
भी होती है। ज्यादातर दिन-प्रतिदिन के आधार पर इचन्वेन्ट्री का रिकार्ड रखा 
जाता है। इफको का अपना स्टोर्स डिपार्टमेन्ट है जिसमें प्रयोग में आनी 
वाली लगभग सभी सामान उपलब्ध रहता है। इन्चेन्ट्री की रिकार्डिंग 


कार्डेक्स विधि पर की जाती हैे। 





20 


डन्वेन्ट्री प्रबन्धन को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे निम्न भागों में 
बॉट सकते हैं (7ल्‍९ प्राए्शां09 8 शिवीश' #शॉश-+ प्रातशः5000 प्रा0श* ९ 


णि्शांाए $फ79-708ंडंंट्रां005) :- 


]. ल्‍राए0५ 84725 खाली बैग 

कई बैग सिर्फ एक दिन भर के लिए इस्तेमाल किये जाते हिं, 
बैगिंग संयत्र में इनके स्टोरेज में कोई समस्‍या नहीं होती क्योंकि वहाँ 
खाली जगह बहुत होती है। माल भेजने वाली इकाई इलन्चेन्द्री के नियन्त्रण 
पर खास ध्यान नहीं देती है। नौ प्रकार के विभिन्‍न साइजों के बैग की 
आवश्यकता होती है, जिसे बैगिंग प्लान्ट साप्ताहिकी आधार पर उसका 
रिकार्ड रखता है। 
2. कच्चा माल (रत्् ९१9) 

जब से इफको की उत्पादन क्षमता बढ़ी है और उसकी दोनो 
इकाईयों ने 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता से कार्य करना शुरू किया है 
कच्चा माल का भंडारण अब कोई बड़ी समस्या नहीं है। हां जब कभी-कभी 
जहाज ठीक समय से नहीं पहुँचते हैं या यूरिया, फिल्ट, पोटाश आदि की 
डिलिवरी में दरी होती है तब कच्चे माल की कमी हो जाती है। 


3. पैक सामान (?बट7९0९ १(४(८79) 

कभी-कभी इन्वेन्ट्री की अधिकता की समस्‍या डो जाती है कारण 
कि रेलवे के बैगन उपलब्ध नहीं होने के कारण समान गन्‍तव्य को नहीं 
भेजे जाते हैं तथा इन्वेन्ट्री सामान बिना उपयोग के पड़ा रहता है। इन 
स्थितियों में पैक सामान ग्राउन्ड तल पर पड़ा रहता है लेकिन आजकल 


बैगिंग प्लान्ट इन्वेन्ट्री सामान कम करने में कमी करने हेतु काफी कठिन 








मा १७७७१ भध काका ९७५ ७५ ५४3५५३३३३५३५७०॥३७ ५३3३७» + 933७७ ० «०3 93००5 इन" 


244 


प्रयासरत कर रहा है ताकी पैक माल और तैयार माल को तभी पैक किया 
जाय तब वैगन उपलब्ध हो और उसमें तीव्रगति से लोडिंक करके पैक 
सामान को बाहर भेज दिया जाय जिससे पैक सामान संयंत्र में कम से 
कम समय तक रहे। 
4. गोदाम (१/३॥॥९४॥०ए६८७) 

उर्वरक, सहकारी संस्थाओं के गोदामों में, या केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों द्वाया निर्मित गोदामों में रखे जाते हैं, जहाँ किसानों को उर्वरकों 
की बिक्री की जा सके। जब से उर्वरक क्षेत्रिय कार्यालयों द्वाया गोदामों में 
भेजे जाने लगे हैं तब से माँग खास मात्रा में होने लगी है ताकी इल्ेन्ट्री 
भी कम से कम लगे, लेकिन कई बार खराब भण्डारण के कारण या 
बरसात के मौसम में उर्वरक काफी नुकसान हो जाता है। कुल मिलाकर 


हम यही कह सकते हैं कि पैक सामान का लागत ज्यादा महँगा होता है। 


वितरण और विपणन व्यवस्था 
(098राहा0६5 40 ७७२6 डा-ए7?) 
इफको का विपणन दर्शन मुख्यतः 4 बिन्दुओं पर आधारित है 
जिसे इसके आधार रखने वालों ने नीचें वर्णित किया है :+- 
() उच्च रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन (श00ए0०70०ा ०0 (पथ्चा५ 
(जाशथाएणा॥ं ४८॥5९%$) 
(॥) आर्मिंग कम्युनिटी की सेवायें ($शए०6 0 #शगञधशाएर (गधा) 
(0) उपभोक्ता क्षेत्र के नजदीक उर्वरक उपलब्ध कराना (५६४८॥8 
ए्ाधरश ३ए३३०॥6 0056 00 ७एणाइप्रागार्‌ /॥285) 
(५) सहकारी संस्थाओं को स्पर्धा में बने रहने के लिए ताकतवर 
बनाना (#ाशाशी]शाए॥ए (०00.एशशभाए25 ॥ (॥090३0 ४॥3706 [0 00 शा 


5006 ०0०॥7०7॥07) 





242 


(अ) वर्तमान विपणन व्यवस्था ((प्रव्था लाए $९-ए7) 

वर्तमान में इफको के विपणन व्यवस्था में 5 जोनल कार्यालय, 
7 राज्य मार्केटिंग कार्यालय, और 64 एरिया कार्यालय हैं। प्रत्येक एरिया 
कार्यालय में 4 से 5 जिले आते हैं। प्रत्येक एरिया में आठ से दस फिल्ड 
आफीसर्स रहते हैं। उनकी नियुक्ति जनपद या ताल्‍लुका टाऊन स्तर पर 
होती है। वर्तमान में 463 फिल्ड आफिसर्स नियुक्त हैं। मार्केटिंग प्रभाग में 
कुल 4749 कर्मचारी नियुक्त हैं। 

इफको का केन्द्रीय मार्केटिंग आफिस पूरे देश भर की वितरण 
व्यवस्था का समन्वय स्थापित करता है। इफको के विपणन प्रभाग का यह 
सबसे बड़ा कार्यालय है। केन्द्रीय विपणन कार्यालय के आधीन 5 जोन हैं 
जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और उत्तर-मध्य (लखनऊ) जोन्स हैं। यह 
क्षेत्र (डीविजन) उर्वरकों के अधिक सक्षमता से वितरण में सहायता करते 
हैं। जोनल आफिसों के अन्तरगत स्टेट मार्केटिंग आफिस होते हैं जिनका 
कार्य उर्वरक माँग का पता करना और सक्षमता से उसका वितरण सम्पन्न 
कराना है। एरिया कार्यालय जोनल कार्यालयों के आधीन कार्य करते हैं, 
इसके आधीन जनपद होते हैं ताकी ज्यादातर ग्राम क्षेत्र एक ही एरिया में 
आ सकें। फिल्‍्ड आफीसर्स का कार्य किसानों और सहकारी संस्थाओं के 
साथ सतत सम्पर्क में रहने का है और ग्राम विशेष तथा सहकारी संस्था 
के माँग का अनुमान लगाना है। ज्यादातर उपभोक्ता अपना भाग सहकारी 
संस्थाओं को देते हैं जो जनपद के फिल्‍ड आफिसर्स को सम्पर्क करके 
एरिया आफिस को उर्वरकों की मांग प्रेषित करते हैं। एरिया आफिस उर्वरक 
की मांग की मात्रा की जरूरत को राज्य मार्केटिंग आफिस को लिखता है 
जहाँ से यह जरूरत (त्मुनपतमउंमदज) जोनल आफिस को भेज दिये जाते 


हैं। जोनल आफिस सेन्‍्ट्रल मार्केटिंग कार्यालय को यह माँग अग्रसरित कर 


2305 कभामाकभानद धाम निभाना भव १५५ ७५५॥३५३७५॥५५५५)०५५४३३५५३३७३३० ०३४०५ ५५७ ५०३ ५४७०० भम मर उ७ रा 2५4 ३५०७ ५भभाहा मन भरकर 3 ५33स्‍+4+»७७७५++पऊमकर न क3+३३३७३३७५०५०४५७॥५०४५३७३७७७७७७५५७५॥४०७४५५५७३५०भ ३४७०७ ७+५५६४७३४४४४पव७७७७»ध+ ५३५७ ५०५++०<+9»+33५००००+५$४-++340940७3५५++०5++»क 3७७ +>००३ह»१॥ आए 4७१2७ 4५ 3३७७5 नरम. +33999ऋंमका-२५५>> पार भ न नाक नाक ++ परम ाब 





देता है जो उत्पादन इकाई को आर्डर भेज देते हैं तथा यह भी कह देते 
हैं कि जहाँ से जितनी मात्रा में उर्वरकों की मांग की गयी है, वहाँ उर्वरक 


इफको के विपणन तन्‍त्र का विवरण 


विपणन प्रभाण 
नई दिल्‍ली 


मडल कार्यालय मंडल कार्यालय 
(30) चंडीगढ़ (द0) बंगलौर 
राज्य ही राज्य य्य 
। । आखब्ध्र प्रदेश 
6 








ठ 2 उडीसा प्रदेश 
जे 34:52: क्षेत्रीय 2 क्षेत्रीय न क्षेत्रीय कार्यालय अल 
(3) (4) (2) (8) (2) 
क्षेत्रीय कार्यालय जल काल लिस, गकार्यलिय |. | क्षेत्रीय कायलिय 
(5) (4) (5) केरल 
क्षेत्रीय कार्यालय आय 22005, 
जम्मू एव काशमीर (3) 








244 


विपणन की वर्णनात्मकता विधि और वितरण विधि के अध्ययन से 
यह देखा जा सकता है कि मांग और पूर्ति की इस महत्वपूर्ण विधि का क्रम 
कैसे लम्बा हो गया है। इसके लिए एक ठोस नीतिगत तरीका होना चाहिए । 
वास्तव में इफको मांग और पूर्ति के इस लम्बे गैप को कम करने के लिए 
प्रभावशाली उपाय करने हेतु विचार कर रहा है। इस तंत्र के व्यवस्था को 
निम्न प्रकार देखा जा सकता है :- 
. दिल्‍ली : केन्द्रीय विपणन कार्यालय (06॥ (०ण॥॥70 '५क७।॥।८४॥४९ (#06) 
2. गुजरात राज्य पश्चिमी जोन में आता है (0प्राथं ४26 20765 प्रात 
५/€डांशा 2076 ) 
3. गुजरात राज्य का विपणन कार्यालय अहमदाबाद में है (7]6 ड4० 
गरक्षा(आआए ०06 0 0पएशञवं ४96 ॥58 ॥ /४॥॥78009090) 
4. गुजरात में अनेकों एरिया कार्यालय, जैसे राजकोट एरिया कार्यालय है 
([॥66 धा6 गाए क्ा०३ 07065 ए॥ एव, 6 ९6 रिव्वा//0 386३ ००6) 
5. कच्छ राजकोट एरिया कार्यालय में आने वाला एक जनपद डे (&६एाण5 
4 डआञ्ञाएढ पा0थ २३४]९० ४९०३ 0706 ) 
6. कच्छ के फिलल्‍्ड आफीसर्स, कच्छ रीजन की सहकारी संस्थाओं और 
उनकी मांग की देखभाल करते हैं (क्‍06 6 460 070680४8 गा ८ 0 


]00९6 भीशा 0007004ए6 जा (प्राणी 76श0॥ 0 शा ॥6९05) 


सूचना तन्‍्त्र (70र२५४.470४ ४५ &70५) 

विभिन्‍न स्तरों पर इतनी लम्बी प्रक्रिया का निर्वहन तथा इतने 
विस्तृत वितरण के कार्यक्षेत्र की देखभाल विपणन कार्यालयों को सही 
सूचना तन्‍त्र के माध्यम से ही सम्भव है। ई-मेल माध्यम से मांग 


सम्बन्धी निर्देश तथा विभिन्‍न केन्द्रों पर उर्वरकों की आपूर्ति की सूचना दी 





245 


जा सकती है। आज के युग में एक माध्यम से दूसरे के बीच सम्बन्ध 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ई-मेल संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण 
साधन हो गया है। यह कम से कम समय में सबसे अच्छा एवं कम लागत 
का संचार माध्यम सिद्ध हुआ है। पहले केन्द्रीय कार्यालय दूरभाष और 
फैकस के माध्यम से निर्देश या सूचनायें भेजा करता था और जिसके 
प्रत्युत्तर में माल निश्चित गनन्‍्तव्य स्थान को भेजा जाता था। आज भी 
सुरक्षा के दृष्टि से फैक्स भेजना तथा फोन करना व्यवहार में है परन्तु 
ई-मेल माध्यम ने संचार व्यवस्था के भार को काफी कम कर दिया है। 
अब इफको के वितरण विभाग में उच्चतम स्तर के कम्प्यूटर्स लगे है जिसके 
माध्यम से किसी भी खास स्थान को उर्वरक तथा उर्वरक के क्षति का लेखा 
आदि भेजने के लिए सूचनायें दी जा सकती हैं। इससे अनावश्यक पेपर 


वर्क कम डो गया है। 


वितरण केन्द्र का कार्य 
(0२4८ट४० 07 परश्त: शाश।पराएएत03 (एफर) 

पूर्व में हम इफको के वितरण कार्य का विस्तार में वर्णन कर 
चुके हैं। अब हम विस्तार से यह चर्चा करेगें कि आये हुये आदेशों को कैसे 
कार्यान्वित किया जाता है तथा वितरण विभाग की पूरी प्रक्रिया कैसे 
व्यवस्थित होती हैं। आमतौर पर यह जाना जाता है कि ट्रान्सपोर्टेशन 
विभाग, वितरण केन्द्र को निर्देशित करता है कि पैक तैयार माल की 
लोडिंग बैगिंग विभाग से कराने के लिए निर्देशित करे ताकि माल को 
अन्तिम गनन्‍तव्य स्थान तक भेजा जा सके। ट्रान्सपोर्टेशन विभाग प्रधान 
कार्यालय के निदेश्श पर कार्य करता है जब सभी सहकारी संस्थाओं से 


प्रधान कार्यालय को एक ही साथ मांग प्राप्त होती है तब सर्वप्रथम प्रधान 


5-<<बब<«ब्बड्8:बब-:्ब्लल्विििवननर्नललन न ल्‍ल्‍ तल 9«>«+>>म >> मम मम >> >> >> «>>» «» 
26 


कार्यालय यह निश्चित करता है कि किस सहकारी संस्था को पहले माल 
की आपूर्ति की जाय तथा यह निश्चय इफको में शेयर के प्रतिशत के आ६ 
ग़र पर किया जाता है इफको में जिस सहकारी संस्था का शेयर ज्यादा 
होता है उसका उतना ही अधिक प्रतिशत होता है तथा उसको माल भेजने 
के लिए अधिक प्रीफरेन्स दिया जाता है। अन्त में इफको (कान्डला) इकाई 
को प्रधान कार्यालय निश्चित गनन्‍्तव्य पर माल भेजने के लिए निर्देशित 


करता है। 


वितरण माध्यम (फांडाएफंणांगा (ज्मा॥4) :- 

इफको में उर्वरक वितरण का नियला तरीका सहकारी संसस्‍्थारयें 
हैं। इफको किसी भी अन्य माध्यम से उर्वरक की बिक्री नहीं करता है। 
सहकारी संसस्‍्थायें वास्तव में इफको की प्रतिनिधि संस्था का कार्य करती हैं। 
कई राज्यों में जहाँ सहकारी संस्थायें मजबूत नहीं हैं इन राज्यों में इफको 
का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। इफको राज्य स्तरीय सभी सहकारी 
संस्थाओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है 
ताकी सहकारी संस्थायें ताकतवर हो जिससे राज्य में इफको का प्रभाव में 
वृद्धि हो। आसान शब्दों में यह कह सकते हैं कि इफको अपने वितरण मा 
यम को इसलिए शक्तिशाली बना रहा है ताकी उसके वितरण तन्‍त्र सर्वत्र 


प्रभावी रहें | 


वितरण_का_ साधन (फांड्राफ्रणां० 0 0ष्टी) रिं।'्895) 





वितरण के साधन रेलवे और सड़क मार्ग दोनों हैं। पूर्व में माल जहाज 


(5॥9$) द्वारा भी भेजा जाता था। 


5<ू<ब्ब््---६-बननननननललनलललल लत >>म कम त न तमंमंमप«मम-«म«»«« 
सिभयानआमभभथक५भ ७43५ 33५3+»3७ मम 3७े७3७आ५3५७+«७७५++3आआ०..9390०००+० 5 ला ाााााााााााााााााओएएएएघ्झएझ्झ्म्म्भ्भभणरशणणशणथना 


247 


रेलवे द्वारा माल का वितरण :- 
इफको ने प्लेटफार्म तक रेलवे लाइन का विस्तार कर रखा है 

जहाँ से रेलवे को माल भेजने के लिए वितरित किया जाता है। इफको 
इकाई में दस मुख्य रेल लाइलनें हैं। प्रत्येक को अलग-अलग उद्देश्य से 
प्रयोग किया जाता है। दस रेल लाइनों का विवरण नीचे दिया गया है। 

3. अमोनिया उतारने हेतु (#गञगाणा4 (70907) 

2.  अमोनिया प्राप्त करने हेतु (#्रागाणा4 २००श४शाए) 

3. खाली वैगन को प्राप्त करने हेतु (२९८९णशा९ ० शाए/५ ५४३४०ा३७५) 

4... रेक बनाने के लिए (05860 0ि २४८९७ 70 ॥ध॑८८) 

5. वैगन लोड करने हेतु बड़ी लाइन (89040 (0272० 76 0 094॥2 

(6 ५/३९०॥$) 

6. _ वैगन लोड करने हेतु गैगुलेटेड लाइन (04279/8९0 !76 0 ॥080072 

५/३४०॥$ (80/0/0)) 

7. बड़ी लाइन जिसको रेलवे से सम्बन्ध बनाये रखने छेतु इफको 

को अन्ततः भागीदारी करनी होती है (8096 (09826 ॥76 [7770 डक्षा85 

4 परांगञाओ8 70800ा शा ॥6 ५०३५५ ) 

इफको ने रेलवे के साथ सम्ब्धों का जाल सा बिछा रखा है। 

रेलवे (पश्चिम रेलवे) इफको के कान्डला इकाई को खाली वैगन की आपूर्ति 
करता है। इफको के वरिष्ठ प्रबन्धक (परिवहन) प्रतिदिन रेलवे के गाँधीधाम 
स्थित कार्यालय में जाकर उनसे सम्बन्ध बनाते हैं तथा वैगन आपूर्ति छेतठु 
इन्डेन्ट देते हैं। इन्डेन्ट एक कार्यालय में प्रयोग आने वाला दस्तावेज है 
जिसमें एक खास जगह पर भेजे जाने वाले वैगनों की संख्या लिखी होती 
है। जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है कि माल की मात्रा तथा निर्धारित 


स्थान का निर्णय केन्द्रीय कार्यालय करता है। यह निर्णय रेलवे द्वारा वैगन 








28 


उपलब्ध कराने के बाद ही लिया जाता है। माल लोडिंग के निर्देश परिवहन 
विभाग द्वारा ही दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, 2350 मीट्रिक टन [0 /& !? इन्डिया 
के लिए लोड करता है। 
बैगिंग संयत्र, परिवहन विभाग से निर्देश प्राप्त करती है तब 
लोको स्टाफ को लोडिंग के लिए वैगन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित 
करता है ताकी लोडिंग प्लेटफार्म पर वैगन लोड हो सके। इफको ने श्रमिकों 
हेतु ठकेदारों को ठीका दे रखा है जो उवेरकों की पैकिंक, वैगन एवं ट्रकों 
में उर्वरकों की लदाई एवं बैगिंग कार्यालय को आगे की कार्यवाही के लिए 
सूचित करने के लिए उत्तरदायी है। 
रेलवे द्वारा भेजे गये इफको के प्रयोग में आने वाले वैगन छः: 
प्रकार के हैं :- 
(]) 80८४ ४/५७५७००)५ 
(2) 80» ४४७५७००४५ 
(3) (रा ४४७००)५ 
(4) 0श-२80%/ 80£४प 
(5) ८७ ४७०४७०५०)५$ 
(6) शी, ७४४७०५७०)९७ (80) 
इन वैगनों को इनके द्वुलाई क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया 
गया है। अलग-अलग वैगनों में अलग-अलग मात्रा के बैग लादे जाते हैं। 
इन वैगर्नों का वर्गीकरण का आधार इनके शेष/डिजाइन/कैरिंग क्षमता भी 
है। 
() 80*<7] ८ 55 5 ७70 07765 
(2) 800२४ 5 58 8 ७४70 0765 
(3) 80 - 58.0 ॥/॥ाआ।6 [0॥65 





हलाजउ्ापकाभनभयततालखाभएउन था पास म्ा कक 242 उका थ ८ कसा कक कतपलााउकाहातवाककारआक बहाल कक 4ा सावन दल क्पाासतकातातत्रातका कान आधदका तल उनका तन रन ततरअम_ कम न लक रअ लाता कमर रा> न तक कद पका करन यदकाााह॒क> खा कल दर भ तार खा भी 





2]9 


(4) (एारा' 5 28 0 ॥(७॥0 [0765 
(3) "शप 80% 5 54 00 १४७0 [0765 
(6) 30% ]॥२-45 6 शा 7४9 7.070 52 0 ॥७ [' 7४09 राशर्‌ 
(7) ४७ ४७५७०७०)४ (80) 5 37 3 (७४0 [0॥65 
प्रत्येक प्रकार के वैगनों को भरे जाने हेतु एक निश्चित मात्रा नि 
एरित है, अगर उस मात्रा से अधिक माल भरा जाता है तो माल भरे जाने 
में जितना ही अधिक समय लगेगा उसके लिए इफको को डेमरेज शुल्क 
देना पड़ता है। 
वरिष्ठ प्रबन्धक (कर्मिक) जो रेलवे अधिकारियों तथा इफको 
(कान्डला) के बीच संपर्क अधिकारी का कार्य करते हैं, रेलवे के गांधी ग्राम 
प्रबन्धक से वैगन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन करते हैं तदुपरान्त पश्चमी 
रेलवे मुख्यालय मुम्बई से फोन पर सूचनायें पाकर क्षेत्रीय रेलवे प्रबन्धक, 
अगर स्वीकृति मिलती है, वैगन उपलब्ध कराने हेतु आदेश करता है। रेलवे 
एरिया प्रबन्धक, गांधीग्राम इस स्वीकृति की सूचना वरिष्ठ प्रबन्धक (परिवहन) 
को देते हैं। वरिष्ठ प्रबन्धक तब इस बात की जानकारी लेते हैं कि वैगन 
कहाँ पर हैं तथा उनको इफको (कान्डला) में कब तक पहुँचने की सम्भावना 
है। इसी तरह बारी (ँ'ञम) के आधार पूरी प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से 
सम्पन्न होती है। 
इस प्रकार परिवहन कार्यालय में कार्यकलापों का समन्वय 
स्थापित होता है। इफको में कार्यरत रेलवे का स्टाफ जो वेतन और भत्ते 
रेलवे से प्राप्त करता है, उसे इफको रीइम्बर्स करती है। वह रेलवे का 
कर्मचारी इफको के लिए कार्यरत है। वह सीनियर मैनेजर के साथ वैगन 
व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता है। परिवहन कार्यालय द्वारा 


निर्धारित स्थान को उर्वरक वितरण किये जाने की सूचना प्रधान कार्यालय 








220 


को भेजे जाने के बाद निर्गत सूचना पत्र (08020) ॥7405) तैयार किए 
जाते हैं। यह बताते हैं कि उर्वरकों की कितनी बोरियों की मात्रा की मांग 
है, किस स्थान पर भेजा जाना है, प्राप्त करने वाले का नाम, निर्गत सूचना 
का दिनांक, दिनांक का संदर्भ आदि। निर्गत सूचना (70) की प्रविष्टियाँ 
व्यापारिक आदेशों के लिए की जाती हैं जिसे प्रधान कार्यालय परिवहन 
कार्यालय को भेजता है। निर्गत सूचना (59407 प्राणि/्षांणा) की प्रविष्टियों 
का अवलोकन करने के बाद वरिष्ठ प्रबन्धक यह निश्चित करते हैं कि किस 
स्थान के लिए कितने बैगनों की आवश्यकता है तथा सामान भेजने के 
लिए अन्य किन साधनों की सम्भावनायें सुलभ डो सकती हैं। अनुमति 
प्राप्त हो जाने के बाद इन्डेन्ट तैयार किया जाता है ताकि मुख्य माल बाबू 
(जो रेलवे का कर्मचारी इफको के लिए कार्य करता है) को दे दिया जाता 
है। आजकल निगर्त सूचना एवं इन्डेन्ट उच्च तकनीक से निर्मित कम्प्यूटर 
की सह्ाायता से तैयार किया जाता है। जब वैगन पहुँचते हैं तब परिवहन 
विभाग के कर्मचारी देखते हैं कि वैगन जो पहुँचाये गये वो माल लादने 
के लिए ठीक है या नहीं। वैगनों की सफाई ठीक से हुई है या नहीं। पैकिंग 
के बाद परिवहन कार्यालय वैगन के नम्बर देखते है। वैगन के भार की 
सूचनाएँ एकत्रित करते हैं, तथा इसकी द्ुलाई क्षमता आदि की सूचनाएँ 
एकतञतञ्रित किया जाता है। ये विवरण वैगन पर भी छेपे होते है। इसके 
पश्चात परिवहन कार्यालय एक अग्रसारण नोट तैयार करता है। (एक 
कानूनी दस्तावेज) जिसमें एक रेक में कितने बोरी उर्वरक लादा गया है 
इसकी सूचना रहती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस रेक की 
चैगनों की सामान ढोने की क्षमता कितनी है। जैसे :- एक वैगन की कुल 
दुलाई क्षमता 25,000 [६ 0. है। अगर एक बोरी का वजन 50.42 <.0 


है तो कुल बोरियों की संख्या 25,000 / 50.42 5 498 बोरियां होंगी 





22] 


जो उस वैगन में लादी जायेंगी। परिवहन विभाग प्रत्येक वैगन पर खड़िया 
से मार्किंग करता है जिसमें लादे गये उर्वरक की मात्रा का वर्णन होता है। 
बोरीयों की संख्या भी लिखी रहती है आदि सूचनाएँ दी गई होती है। 

बैगिंग यूनिट में काम करने वाले ठेकेदार रेलवे यार्ड में वैगनों 
की लदाई करते हैं। यह लदान अर्डर के अनुसार इफको कारखाने के अन्दर 
की जाती है। जब वैगन भर रहे होते हैं तब उसके लिए कियया का 
भ्रुगतान किया जाता है तथा रेलवे एक रेलवे रीसिप्ट तैयार करता है। रेलवे 
रीसिप्ट एक सरकारी अभिलेख है जो रेलवे तथा इफको के मध्य मान्य है। 
यह भी कम्प्यूटर पर तैयार किया जाता है। इसमें भी इन्डेन्ट की तरह सभी 
सूचनायें होती है। और इसके अतिरिक्त भरे गये वैगनों की संख्या, 
वास्तविक भार, किराया लिया गया भार, दुलाई का प्रकार। द्वुलाई भाड़े का 
भुगतान, प्रति क्वीन्टल रेट चार्ज, तथा गन्तव्य स्थान की दूरी आदि सूचनायें 
होती है। यह रेलवे रीसिप्ट विशेष वाहक के माध्यम से खास व्यक्ति के पास 
भेज दिया जाता है जिसके उत्तरदायित्व में माल को वैगन से उतारा जाता 
है। अगर प्राप्तकर्ता के पास रेलवे रीसिप्ट रहती है तो वह माल को लेकर, 
उसके वैगनों से सामान उतरवा सकता है। रेलवे भाड़े के भ्रुगतान के बाद 
रेलवे रीसिप्ट तैयार की जाती है। तथा माल को उसके गनन्‍्तव्य स्थान तक 
भेज दिया जाता है। परिवहन विभाग रेलवे सामान को कम दूरी तय करने 
वाली रास्ते से उसके गनन्‍्तव्य स्थान को भेजते हैं। भ्ुगतान चेक द्वारा चीफ 
गुड्स क्लर्क को इफको कार्यालय द्वारा किया जाताहै। जिसे पश्चिमी रेलवे 
के नाम में जमा कर दिया जाता है। द्भुलाई का भाड़ा कम दूरी वाले मार्ग 
के रेट से भ्रुगतान किया जाता है। जब वैगन को पूरी तरह से लोड कर 
दिया जाता है तब परिवहन विभाग यह देखत कि माल की लोडिंग ठीक 


तरह से हुयी है कि नहीं। रेलवे कर्मचारी वैगन को बन्द कर देते हैं। इफको 


5<- बब्ब--ब्ल््ललललबलललॉॉणॉॉसबििलिललल लत नल >> >> >> >> >> «>> «मम >> «9 «मम मं मम >> >> +«म 9म> «मम प>«»«». 
ह33५०थपकाकमनन आकार भ५५२५॥५३४५भकथकआ3७ 3५७ 3७3५५५५७3339५७७७2७७०3७०७अअ ०53०-5० गला एए्ननशणणणणणणष 
222 


गांधीधाम की सील लगा दी जाती है। अगर रेक खुला रहता है तो सुरक्षा 
गार्ड माल की सुरक्षा हेतु रहते हैं। यही वितरण का तरीका नित्य परिवहन 


कार्यालय द्वारा अपनाया जाता है। 


सड़क परिवहन द्वारा वितरण (ाशाराए8ए0/र 7 फ्ता2006प7 7?047) 
उर्वरक वितरण में कम समय में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 
आदेश में कमी लाने के लिए गुजरात तथा राजस्थान में दूसरा तरीका 
अपनाया जाता छहै। इस तरीके में सहकारी संसस्‍्थायें जो ग्रुजरत एवं 
राजस्थान में स्थित हैं अपनी उर्वरकों की मांग एरिया कार्यालयों को भेजते 
हैं। यह एरिया आफिस उस मांग को इन दोनों राज्यों के राज्य कार्यालय 
को अग्रसारित करता है, जो इफको (काण्डला) संयत्र को दोर्नों राज्यें के 
मांग को सीधे पूर्ति करने हेतु निर्देशित करता है। ट्रक द्वारा यह उर्वरक इन 
राज्यों को भेजे जाते हैं। विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ठेकेदार 
इफको द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। जैसे - जूनागढ़, राजकोट, मेसाना, 
बड़ौदा, राजस्थान आदि क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ठकेदार होते हैं। राज्य 
विपणन कार्यालय से यूचना प्राप्त हो जाने के बाद, वरिष्ठ प्रबन्धक सम्बन्दधि 
_त परिवहन अधिकारी को उर्वरक-विशेष की लोडिंग का निर्देश देते डैं जिसे 
उसको निश्चित स्थान पर अन्य विवरणणों के साथ पह्ँचाया जा सके। ठीक 
उसी के अनुसार परिवहन अधिकारी ठेकेदारों को किस प्रकार के उर्वरक के 
लोडिंग तथा कितनी मात्रा में लोडिंग की जाय, का आदेश देता है। सुरक्षा 
गार्ड ट्रक को प्रवेश परमिट जारी करता है। जिसे परिवहन अधिकारी द्वारा 
उर्वरक लोड कार्य सम्पन्न कराने हेतु एकत्रित किया जाता है और अब 
ट्रक-चालक लोडिंग परमिट को बैगिंग आफीसर को दिखाता है तब वे 
उर्वरक की लोडिंग कराने हेतु आदेश देते है। सामान से लदे हुए ट्रक का 


333 नल +लननन-नन-+»-+०+3+>»»++33+०.-.-+--.0 22,220. >०० ०००० कप बस 
223 


निरीक्षण करने के पश्चात लादे गये बोरियों की संख्या का निर्धारण पूरी 
लदी ट्रक का भार तथा वास्तविक भार से किया जाता है। खाली ट्रक का 
भार पहले लिया जाता है फिर लदे हुए ट्रक का भार लिया जाता है जो 
लादी गयी मात्रा दर्शाती है जिसको एक बोरी के भार की मात्रा से भाग 
देकर लादी गयी कुल बोरियों की संख्या ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए 

खाली ट्रक का भार ८ 500 (६ 

लोडेड ट्रक का भार ८ 500 (६ 

अब एक बोरी का भार ८ 50.42 [६ 

बोरियों की संख्या 5८ 9 (लगभग) 

जैसा कि पहले ही बताया गया है कि रेलवे रीसीप्ट रेलवे और 

इफको के मध्य एक कार्यलयी कागजात है डिस्पैच एडवाइस (5920० 
“(५0०6) परिवह्वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है जिसे 
माल प्रशस्त करने वाले (0०॥578766) को उसके निश्चित निर्धारित स्थान पर 
कूरियर सेवा के माध्यम से भेज दिया जाता है। परिवहन विभाग 
सम्बन्धित माल प्राप्त कर्ता (:णञाशशष्टा66) का सम्पूर्ण विवरण (डाटा) अपने 
पास रखता है जिससे ई-मेल द्वारा बराबर भेजे गये माल की विवरण की 
स्थिति ज्ञात होती है। ई-मेल के माध्यम से एरिया/स्टेट/जोनल प्रबन्धकों 
को भी सूचित किया जाता है। 


वितरण की उलझनें (€0०779८थं॥।९६ 0 058077009॥0॥) 


जैसा कि वर्णन किया जा चुका है कि वितरण कार्य में बहुत सारी 
गतिविधियाँ प्रभावित होती है। वितरण कार्य बहुत उलझन पूर्ण है। आइये 
देखते हैं कि सामान्यतौर पर वितरण में किस प्रकार कठिनाइयाँ आती हैं। 





224 


(7) कभी-कभी रेलवे निश्चित किये हुये स्थान ([065778707) तक 
उर्वरक भेजने हेतु बैगन ले जाने के लिए अनुमति नहीं देता, वे कहते हैं 
कि एक सीमित क्षेत्र तक के लिए ही वैगन दिया या एलाऊ किया जा 
सकता है। उदाहरण के लिए :- जैसे अगर गनन्‍्तव्य स्थान बंगलौर है लेकिन 
रेलवे पंजाब क्षेत्र के लिए बैगन एलाट करने के लिए जोर दे रहा है, तब 
वरिष्ठ प्रबन्धक दूरभाष से केन्द्रिय विपणन कार्यालय से स्थिति की 
जानकारी लेता है और पंजाब क्षेत्र के लिए अगर कोई आर्डर होता है और 
अगर यह सुविधाजनक है तो उसी के अनुसार व्यवस्था की जाती है। ताकी 
उस क्षेत्र में उर्वरक वितरण कार्य किया जा सके। 

(2) वैगन लोड करने के लिए रेलवे द्वाय कुछ फ्री-टाइम एलाट किया 
गया है। अगर वैगन को उसी समय में लोड नहीं किया गया तो डैमरेज 
चार्ज देने पड़ते हैं। डैमरेज चार्ज का तात्पर्य उस से है कि निश्चित समय, 
जो रेलवे द्वारा तय किया गया है, में अगर माल की लोडिंग नहीं की जा 
सकी तथा इसके लिए अलग (एज) समय लिया गया तो उस ज्यादा समय 
की लोडिंग के लिए अतिरिक्त भ्रुगतान करने पड़ते हैं, इसी को डेमरेज 
चार्ज कहते हैं। पविहन विभाग का यह काम भी है कि वह देखे कि डेमरेज 
चार्ज कम से कम है। कुछ प्रतिशत डेमरेज चार्ज में पर्याप्त सन्‍्तोषजनक 
कारण रेलवे को दशनि पर छूट दे दी जाती है। यह परिवहन, बैंगिंग और 
वित्त विभाग का मिला-जुला कार्य है कि डेमरेज रिपोर्ट की समीक्षा करें। 

(3) यह भी संभव हो जाता है कि रेलवे रिसिप्ट या डिस्पैच एडवाइस 
सम्बन्धित व्यक्ति को ठीक समय से नहीं प्राप्त होता है तब वक्त सामान को 
बैगन से उतारने की स्थिति में नहीं होता है। इन परिस्थिति में रेलवे 
रीसिप्ट या सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति शीघ्र जारी करने छेतु परिवहन 


विभाग से सम्पर्क किया जाता है। वे इसकी जांच करने के उपरान्त अगर 











225 


कूरियर पार्टी द्वारा रेलवे रसीद खोई है, तो उस पर आर्थिक दण्ड लागते 
हैं तथा इम्डिमानिटी बान्ड भरवा कर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति, माल 


ले जाने, के लिए प्रदान कराई जाती है। 


दावे ((7.4॥0%8) :- 

जैसा कि यह विदित है कि रेलवे इफको (काण्डला) ठेकेदारों 
तथा कूरियर सेवायें उपलब्ध कराने वालों का सबका मिला-जुला कार्य है 
समन्वय स्थापित कर सम्पन्न होता है। अतः आपस में वित्तीय मामलें में 
कभी-कभी समस्‍यायें उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे एक बै॑ंगन में जितनी 
बोरियाँ सामान लाद कर भेजा जाता है, गनन्‍्तव्य स्थान पर वह पूरे नहीं 
पहुँचते हैं। ऐसी दशा में परिवहन विभाग का कक्‍्लेम सेक्शन कार्यरत हो 
जाता है। दो प्रकार के दावे होते हैं। () रिफन्ड (॥) कम्पेन्ससेन। (॥) रेलवे 
द्वार अधिक पैसा ले लेने पर रिफनन्‍ड की माँग होती है, (पप) सामान का 


नुकसान / खो जाने पर / चोरी हो जाने पर दावा किया जाता है। 


टेनेबुल तथा अन्टेनेबुल दावे (7६५80 + एरा४4५,8 (7..4॥9) 
टेनेबुल दावे (77348॥ ४ (,4098) (प्रस्तुत करने योग्य दावे) 

(।) अगर माल प्राप्त कर्त्ता (टञाअशष्टा/0) वैगन की दशा देखकर यह 
महसूस करता है कि समान जो भेजा गया है वह ठीक दशा में नहीं है, 
बैगन की सील टूटा है या अन्य किसी कारण से नुकशान हुया है तब वह 
रेलवे के अधिकारियों को बुलाकर उनकी देखरेख में बैगन खोलती है। 
अगर मात्रा में सामान गायब है तो रेलवे नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 
भुगतान करता है। इस प्रकार के क्षतिपूर्ति को अनुमानित या खुला डेलीवरी 
कहते हें। 
मिमकलक कमल िक कलम कमल >> 33323. 

226 


(2) कभी-कभी भाड़ा भुगतान के मामले में भी परिवाद हो जाते हैं। 
भाड़ा सम्बन्धित परिवाद भी परिवहन विभाग से ही सम्बद्ध होते हैं। मान 
लीजिए रेलवे द्वारा मांगा गया भाड़ा (छोटे रास्ते के आधार परो [क+(९0 
द्वारा वास्तविक भुगतान किये गये भाड़े से अधिक है। तो इस प्रकार के 
मामले भी परिवहन विभाग द्वारा ही निपटाये जाते हैं। परिवहन विभाग 
भाड़े का ठीक अनुमान लगाकर रेलवे से सम्पर्क स्थापित करता है तथा 
उन्हें मामले की वास्तविकता बताकर उन्हें सनन्‍्तुष्ट करता है। 

(3) कभी-कभी पूरी रेक में वैगन मात्रा करते समय खो जाने से पर 
अन्य किसी कारण से डेस्टीनेशन पर नहीं पहुँचते हैं। ऐसी दशा में परिवहन 
विभाग रेलवे नोटिस देता है कि आमुक वैगन निश्चित स्थान पर नहीं 
पहुँचा है। इस मामले में जाँच के लिए कहता है। अगर नोटिस भेजने के 
बाद कोर्ड कारगर कार्यवाही नहीं होती है तब परिवहन विभाग बैगन गायब 
होने का रेलवे पर दावा करता है। इस प्रकार का दावा बैगन गायब होने 
के छः माह के अन्दर किया जाता है। 

कभी-कभी रेक से कुछ बैगन ही गायब होते हैं, ऐसी दशा में आंशिक 
डेलीवरी ही हो पाती है। गन्‍्तव्य स्थान पर रेलवे आंशिक डेलीवरी प्रमाणपत्र 
बनाता है। इसकी फोटो प्रति इफको (कान्डला) को प्रेषित करता है जहाँ 
परिवहन विभाग का क्‍्लेम सेक्सन वैगन वाइज दावा तैयार करता है। 

(4) अगर माल क्षतिग्रस्त हालत में प्राप्त होता है तब परिवहन 
विभाग क्षतिपूर्ति हेतु रेलवे से दावा करती है। इस आधार पर कि नुकसान 
रेलवे के लापरवाही से हुआ है। लेकिन इस प्रकार के दावे तभी तक किये 
जाते हैं जब कि माल की खुली डेलीवरी होती है और डेस्टीनेशन पर 


पहुँचने हेतु असामान्य समय लगा है। नहीं तो दावा अप्रभावी हो जाता है। 





227 


प्रस्तुत न करने योग्य दावे_((॥र/शा॥40]6 (]0॥$) 
कभी-कभी वितरण के उद्देश्य से किये गये नुकसार्नों का दावा 


नहीं प्रस्तुत किया जाता है। जैसे - कभी-कभी उर्वरक वैगन को ठीक से 
सील करके डेस्टीनेसन पर भेजा गया फिर भी वैगन में बोरियों की मात्रा 
कम पाई गई। इस प्रकार के कमी के दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते। इस 
दशा में क्लेम विभाग अन्टेनेबुल क्लेम रिपोर्ट तैयार करता है और इसे 
कमेटी के पास भेजता है। कमेटी दावे का पुनरीक्षण करती है। इस कमेटी 
में बैगिंग / ट्रान्सपोर्टेशन / फाइनेन्स विभाग के प्रति निधि होते हैं। 
पुनरीक्षण के बाद अगर कमेटी सन्तुष्ट होती है तो दावे को छोड़ दिया जाता 
छहै। यह इफको (कान्डला) इकाई द्वारा आचरण में लाई जाने वाली वितरण 


प्रणाली का सम्पूर्ण विवरण है। 


इफको _(काण्डला) का विपणन मिश्रण (१व्ल्‍लाफ्रैशाएए भांड ०77८0 709॥0॥9) 


उत्पाद (2000८) 

इफको (काण्डला) इनआर्गेनिक उर्वरक उत्पादन करता है। यह 
[) & ?& ]९ ?।८ उर्वरकों का उत्पादन करता है।प.?६. की दो प्रकार हैं 
7०९६ (९906-) तथा 'शिशर्‌ (2306-), दोनों प्रकार के सम्बन्धित कम्पोनेन्ट 
के प्रतिशत में अन्तर होता है। इनका विवरण नीचे दिया गया है :- 


]8 46 0७ 


228 


२(०० 0८7 पि[]7700707/५ ?प्र08एप0२05 ?04$98ए/श/ 


2[९ ० (27806-]) 


2[९- (27906-]) 


4 





स्थान_(?/.0८४) :- 
इफको काण्डला का वितरण क्षेत्र मुख्यतया ॥7 राज्यों में है, 

उनके नाम नीचे दिये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, 
हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, कनरटिक, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, ओरिया, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम 
बंगाल“राज्यों में इनका विस्तृत विपणन क्षेत्रवाइज स्थापित है। 

चार विभिन्‍न स्थानों पर इफको की उत्पादन/इकाईयाँ स्थापित हैं - 
. काण्डला (६५5०) ,०५), 2. कलोल (६०,0७7), 3. फूलपुर (?शत्ण,श7?र), 4. 
आँवला (७()0.०/४) 


कीमत (एश+८९) 

इफको के उर्वरक की शुद्ध कीमत (९७ श706) इफको (कान्डला) 
द्वारा नहीं निर्धारित की जाती है। अपरोक्ष रूप में उर्वरक पर सरकार 
सब्सिडी देती है। किसानों से उर्वरकों की कम कीमत ली जाती है तथा 
सब्सिडी राशि कानूनी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद इफको के केन्द्रीय 
उर्वरक का एक्स फैक्ट्री कीमत नीचे प्रति मीट्रिक ठन के हिसाब से दिया 


गया है। 








229 


[2237 88 40 ७८१२४ 3,200 00 एक्ष 
| 0 26 20 +>२६ ,578 00 एश्ष था 
चार 82'32 057२5 ],69] 00 #श्ष था 


पैकिंग (?4०एश्ां॥१) 

पहले की तुलना में आज माल की पैकिंग बहुत महत्पवूर्ण डो 
गयी है। उर्वरकों की पैकिंग उच्च घनत्व वाले पालिथीन के बैग में की जाती 
है। पहले जूट के बैग में पैकिंग होती थी, जिनकी उर्वरकों को अधिक दिन 
तक सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं थी। बोरियाँ आर्द्रता के कारण खराब 
हो जाती थीं। खाली इस्तेमाल बैगों को पुनः पैकिंग के लिये यह देखना 
पड़ता था कि उर्वरक को सुरक्षित रखने योग्य यह है कि नहीं ; इसके लिए 
लैब टेस्ट करना पड़ता है। पैकिंग पर अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा 
है, अब विभिन्‍न प्रकार एवं डिजाइन की बोरियाँ इफको के पास उपलब्ध 
हैं, पहले एक ही प्रकार के जूट बैग में सभी प्रकार के उर्वरकों की पैकिंग 
होती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का अभाव है अतः वहाँ के 
लिए इफको 25 [६४९ क्षमता वाले बैग में उर्वरकों की पैकिंग कराता है। 


उच्च घनत्व क्षमता वाले पालिथीन बैग 
(त.0.7.8, (प्ांडा ०00ग्रशाडए ?णांधा। 8425)) 

में बचाव की उच्च क्षमता, सूक्ष्म प्राकृतिक प्रभाव से बचाव की 
क्षमता तथा देखने में आकर्षक होते हैं। जूट बैग की अपेक्षा इस पर इफको 
को खर्च भी कम करना पड़ता है। 

इफको देश के 460 जिलों में अपना कार्य व्यापार कर रही हडै। 


इसकी विभिन्‍न गतिविधियों का संचालन 466 क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा 





मााभभा्रतशााााधधानाशानाधाानााा८भााभसाकालाा वासना भरा > ७२४ भमा नारा काका ए ४0 भा उनका नाना न्‍ ना ना ७5433 3 न का ललललनलललअलललल मल नल मल ाााााइुाअााााााााा ३ एएएा। 
230 


किया जा रहा है, जो कि कृषि में स्नातक की योग्यता रखते हैं। 
क्षेत्रीय/राज्य/मंडल»राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत ससस्‍्यविज्ञानी/प्रबंधकगण इन 
क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की सहायता मार्गदर्शन करते है। विपणन गतिविधियों 
को मोटे तौर पर उर्वरक परिवहन, भण्डारण, उर्वरकों की आपूर्ति तथा 
उर्वरकों के संतुलित एवं दक्षतापूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देना कहा जा सकता 
है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कुछ जिलों का चयन किया जाता 
है, ताकि विपणन का कार्य दक्षतापूर्ण व प्रभावी ढंग से किया जा सके। 
इफको के विपणन प्रभाग ने देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी विपणन गतिति४ 
यां शुरू कर दी हैं असम के साथ-साथ मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा में 
भी इफको उर्वरक विपणन का कार्य कर रही है। इफको अपने संवर्धनात्मक 
व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों व सहकारी समितियों की 
सेवा के लिए कटिबद्ध हैं और देश में टिकाऊ कृषि के लिए उर्वरकों की 


उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। 


23| 


सप्तम्‌ अध्याय 


निष्कर्ष 


भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह अनुमान 
लगाया गया है कि सन्‌ 2025 तक देश की आबादी 40 करोड होगी 
जिसके लिए लगभग 307 मिलियन टन सालाना खाद्यान्न की आवश्यकता 
होगी। वर्ड वाच इंस्टीट्यूट के लेस्टर ब्राउन एवं कीवी के अनुसार यदि 
जनसंख्या एवं कृषि उपज वृद्धि इसी प्रकार रही तो भारत को सन्‌ 2025 
तक 45 मिलियन टन खाद्यान्न आयात करने की आवश्कयता पड़ सकती 
है। बढ़ती आबादी के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 
भी वर्तमान मे 0.45 हेक्टेयर से घटकर 0.0 डेक्टेयर रह जायेगी। 
इसके अलावा तेजी से बढ़ते शहरीकरण, ओऔद्योगीकरण एवं अन्य आवश्यकताओं 
के मद्देनजर कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता और भी कम डोगी। इन सब 
बातों के बावजूद कृषि योग्य भूमि की जो ग्रुणवत्ता होगी वह भी खराब 
छोगी। पोषणमान के अनुसार प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 300 
कि०ग्रा० प्रतिवर्ष होनी चाहिए। इस हिसाब से 995-96 में भारत की 
94 करोड़ आबादी के लिए खाद्यान्न का उत्पादन 280 मिलियन टन 
होनी चाहिए था जबकि वास्तव में 85 मिलियन टन खाद्यान्न का ही 
उत्पादन हुआ। हमारी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता भी सन्‌ ]994-9 5 
में 270 कि०ग्रा० से घटकर 995-96 में 98 कि0ग्रा०0 प्रति व्यक्ति 
रह गई है। वर्तमान में हमारी जनसंख्या १.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब 
से बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिवर्ष हमारी आबादी में 
3.8 करोड़ व्यक्ति जुड़ यहे हैं। इस प्रकार हमारी आवश्यकता को देखते 


हुए हमारा खाद्यान्न उत्पादन 5.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के छिसाब से अवश्य 
बढ़ना चाहिए । 


ल्ल्ललनंबबबःब्-ब३६ब-ब-ाॉचचाचाबूनओंओओ >> >> >क >> >> >> >>« «मम मम मऊ म» «मम «मं» 
राानकाातराकयभा/नाभाभ॒४०%७ काना वा आभार थ ५२४ कथा धान य५ ७ ॥+३3 भुला 





232 


एफ.ए.ओ. एवं इफको द्वारा नवम्बर 4997 में नई दिल्‍ली 
में आयोजित समन्वित पादप पोषण प्रबन्ध पर बोलते हुए भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. आर. एस. परोधा ने कहा था कि 
पोषक तत्वों के असंतुलित प्रयोग से भारतीय मृदाओं में पोषक तत्वों की 
कमी आ रही है। सन्‌ 2020-25 तक हमें लगभग 45 मिलियन टन 
पोषक तत्वों की आवश्यकता डोगी जिसमें से 35 मिलियन टन उर्वरकों 
द्वारा तथा शेष 70 मिलियन टन विभिन्‍न जैविक खोतों द्वारा प्राप्त होगा। 

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों ने आगाह 
किया है कि यदि मृदा से पोषक तर्त्वो के वार्घिक शोषण को कम नहीं 
किया गया तो भविष्य में खाद्यान्न प्राप्ति की समस्या खड़ी हो सकती है। 
संतुलित उर्वरक उपयोग सन्‌ 2025 तक १.25 बिलियन आबादी की 
खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताओं की कुंजी हे। संसार में कोई भी देश 
ऐसा नहीं है जो बिना उर्वरक उपयोग बढ़ाए कृषि उत्पादकता बढ़ा सके। 
भारत में हरित क्रन्ति के बगैर उर्वरक उपयोग बढ़ाना सम्भव नहीं था। 
उर्वरक उपयोग की वजह से ही अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की 
क्षमता का पूर्ण दोहन किया जा सका। भारत में फसलों द्वारा पोषक ततर्त्वों 
का शोषण और बाहूय सखोतों द्वारा की गई आपूर्ति में लगभग १0 
मिलियन टन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोठाश का अन्तर बढ़ता गया तो 
लगातार उत्पादकता को प्राप्त करना एक कठिन कार्य छहोगा। पूरे संसार 
में 50 से 60 प्रतिशत फसलोत्पादन में वृद्धि केवल उर्वर्कों के प्रयोग 
से होती है। 

नौवीं पंचवर्षीय योजना 4997-2002 के वर्किंग ग्रुप 
ऑन फर्टिलाइजर के अनुसार इस योजना के अन्त तक 34 लाख टन 


नाइट्रोजन, 46.7 लाख टन फॉस्फेट एवं 78.3 लाख टन पोठाश की 








233 


आवश्यकता डोगी। उपर्युक्त अनुमान 220 मिलियन टन खाद्यान्न 
उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। 

नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की मांग की पूर्ति के 
लिए कई सुझाव हैं जिनमें प्रथम एवं मुख्य सुझाव यह है कि उर्वरकों 
की असंतुलित कीमतों को ठीक किया जाए जिसकी वजह से ही असंतुलित 
उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है और मृदा से लगातार फास्फेट एवं 
पोटठाश के भण्डारों का दोहन हो रहा है। असंतुलित उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग 
के कारण अब बहुत से क्षेत्रों की उत्पादकता में गिरावट आ रही है। 

भारत में सन्‌ 4999-2000 में 78.37 मिलियन टन 
पोषक तत्वों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के रूप में किया गया। 
कार्बनिक सोतों द्वारा इस मात्रा की भरपाई करना एक कठिन कार्य है 
क्योंकि कार्बनिक खादें न तो उपलब्ध हैं और न ही पैदा की जा सकती 
हैं। अतः कार्बनिक खादों द्वार केवल आंशिक पूर्ति संभव है। परन्तु 
लगातार कृषि उत्पादन में उनकी महत्ता को भी कम करके नहीं आंका 
जा सकता। देश के विभिन्‍न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग 
में बड़ी असमानता है। जहाँ पंजाब में 767.3 कि0ग्रा० प्रति डेक्टेयर 
उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है वहीं असम में यह मात्रा केवल १2. 
3 किग्रा० प्रतिहेक्टेअर है। देश के उर्वरक उपयोग का राष्ट्रीय औसत 
95 कि0०ग्रा० प्रतिहेक्टेयर भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। 
नीदरलैण्ड में 544, जापान में 403, चीन में 309 कि0०ग्रा०0 प्रति 
हेक्टेयर औसत उर्वरक उपयोग होता है। 

उर्वरकों के संतुलित प्रयोग, उपभोग में वृद्धि तथा दक्ष 
उपभोग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए यकह्त आवश्यक है कि दीर्घ कालीन 
कार्ययोजना तैयार की जाए। मृदा में आन्‍न्तरिक तथा बाह्य सोर्तो से 








234 


लगातार पोषक तत्वों को प्रदान करने के लिए अच्छी कार्ययोजना एवं 
नीतियां अपनाई जाएं। लम्बे समय से लगातार असंतुलित उर्वरक प्रयोग 
से मृदा में होने वाले नुकसान के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। 
उर्वर्कों के संतुलित एवं समन्वित प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में कोई खराबी 
होने एवं भूमिगत जल के प्रदूषित होने के कोई प्रमाण नहीं है। अतः 
भविष्य में बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न उत्पादन में उर्वरकों का 
संतुलित एवं समन्वित प्रयोग जरूरी है। 

देश में नियोजन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के बाद से 
(विशेषकर 4966 से) उर्वरक उद्योग ने बहुत अधिक प्रगति की है। परन्तु 
इसके बावजूद भी यह उद्योग समस्याओं से घिरा हुआ है। इसकी कुछ 
मुख्य समस्याएँ निम्नवत्‌ है- 

इस उद्योग की प्रथम समस्या यह है कि कारखाने अपनी 
निर्धारित क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे है।। सार्वजनिक क्षेत्र के 
कारखाने अपनी क्षमता का सबसे कम उपयोग करा रहे है। देश में 
उर्वरक की उपभोग स्थिति को देखते हुए क्षमता का पूर्ण उपयोग 
आवश्यक है। कुछ सीमा तक इस समस्याके लिए राजनैतिक तथा 
सरकारी कारक उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त कच्चे माल की समस्‍या भी 
है। 

इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि 
प्राकृतिक गैस, नेफ्था तेल तथा कोयला पर्याप्त मात्रा में आवश्यकतानुसार 
उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही साथ उत्पादन क्षमता का पूर्ण 
उपयोग करने के लिए पयार्पप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति करायी जाय 
एवं संयंत्रों की खराबी को दूर किया जाए। इस उद्योग को सहकारी क्षेत्र 
में अधिक विकसित करना चाहिये क्योंकि सहकारी कारखानों ने अपनी 





235 


उत्पादन क्षमता का 404 प्रतिशत तक उपयोग किया हैं। 

हमारे देश में उर्वरकों की खपत अभी भी बहुत कम है। 
इसके कई कारण बताये जाते है, जैसे किसानों की रूकढ्िवादी भावना, 
कृषकों की दयनीय आर्थिक स्थिति, उर्वरकों की ऊंची लागत, दोषपूर्ण 
वितरण, संभावित क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग हेतु प्रदर्शन एवं प्रसार की कमी 
एवं अन्य कृषि आदानों का अल्प उपयोग आदि। 

इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि 
कृषकों को उर्वरक के विषय में प्रतिशत किया जाय, उर्वरकों की दोश्पूर्ण 
वितरण प्रणाली में सुधार लाया जाय, उर्वरकों की लागत कम की जाय 
तथा कृषकों को साख सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायँ। इस दिशा में प्रयास 
जारी है। 

हमारे देश में उर्वरकों को प्रयोग बहुत ही असमान ढंग से 
हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों का प्रचलन एक विशेष क्षेत्र तक 
सीमित रह जाता है। उर्वरकों का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रित है। 

इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि 
उर्वरक को उन क्षोत्रों में प्रोत्साहित करें जहाँ इसका प्रयोग अल्प हो रहा 
है। 4970 के दशक के प्रारम्भ में दक्षिण भारत में उर्वरकों का प्रयोग 
सर्वाधिक था, परन्तु अब देश के उत्तरी, पूर्वी एवं मध्य क्षेत्रों में प्रयोग बढ़ 
रहा है। उर्वरकों के कारखानों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में करनी चाहिये 
जो पिछड़े हुए है। इसीलिये जो नये 6 कारखाने स्थापित हो रहे हैं, उनमें 
डस बात का ध्यान रखा गया है। 

भारत में उर्वरकों का मूल्य काफी ऊँचा है, जिसके कारण 
किसान इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, परन्तु कृषि उत्पादन को बढ़ाने 








236 


के लिए इनके मूल्य को घटाकर कम लागत पर किसानों को उपलब्ध 
कराना आवश्यक है। हमारे देश में अभी भी आधुनिक एवं परिष्कृत 
उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी का अभाव है। 

इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि 
उर्वरक उत्पादन लागत को कम किया जाय। साथ ही सरकार को चाहिये 
कि उर्वरकों पर लगाये गये करों में भी कटोती करे। उत्पादन लागत कम 
करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में आधुनिक तथा परिष्कृत 
उत्पादन प्रक्रिया का विकास किया जाय। इस दिश में “'फर्टिलाइजर 
 ्च्संददपदह दक क्मअमसवचउमदजद्ध इंडिया लिमिटेड?” महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा रहा है। 

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त उर्वरक उद्योग की कुछ 
अन्य समस्‍्याएँ भी है जैसे आधुनिक मशीनों का अभाव, धीमें उत्पादन 
की समस्या, उर्वरक का गुण तथा कृषि के अन्य आदानों की सहक्रिया 
आदि | 

इसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार एवं समाज दोर्नों 
मिलकर इस समस्या के समाधान का प्रयास करें। 

कृषि विश्विद्यालयों /अनुसंधान संस्थानों में विकसित की 
जाने वाली कृषि तकनीकों का लाभ किसानों को मिलना चाहिए ताकि वे 
गाँवों में अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। इफको अपने संवर्धनात्मक 
व प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से टिकाऊ कृषि फसल उत्पादन के लिए 
उर्वरकों के प्रयोग से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं के बारे में किसानों व 
सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रषिक्षण प्रदान करने का कार्य 


सुचारू रूप से कर रही है। 
गत वर्षों में कृषि लागत में कई गुना वृद्धि हुई है। अतः 








237 


किसानों को कृषि से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषि आदानों का 
दक्षतापूर्ण उपयोग व उनकी प्रभावशीलता काफी महत्वपूर्ण हो गई है। 
दीर्घकालीन टिकाऊ कृषि के लिए किसानों द्वार अपनाई जाने वाली कृषि 
तकनीकों में पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग का महत्व निरंतर बढ़ता जा 
रहा हकै। कृषि तकनीकों व सूचना प्रोद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तनों 
के साथ-साथ ज्ञान अर्जन व उसके प्रसार प्रक्रिया को भी काफी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभानी होगी तभी समग्र विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल 
पाएगी। इफको किसानों व प्राथमिक कृष्लि सहकारी समितियों की 
समस्याओं को समझने व उनका यथासंभव समाधान करने के लिए उनके 
निकट संपर्क में रहकर कार्य करती है और यही इफको के कृषि प्रसार 
एवं संवर्धनात्मक कार्यक्रमों का मूलाधार हैं। 

इफको अपने स्थापना काल से ही किसानों व सहकारी 
समितियों के कार्मिकों के लाभार्थ अनेक क्षेत्रीय कार्यक्रम चला रही है। 
इन कार्यक्रमों में उन्हें उर्वरकों के प्रयोग व फसल उत्पादन के विभिन्‍न 
पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है। यह कार्य देशभर में कार्यरत 
इफको के लगभग 500 क्षेत्रीय अधिकारियों की टीम द्वारा किया जा रहा 
है । 

विश्व व्यापार संगठन द्वारा लगाए गये मात्रात्मक प्रतिबंध 
। अप्रैल, 200॥ से हटा दिए गये है। अतः अब प्रतिस्पर्धा के युग में 
टिके रहने के लिए अपनी कार्य प्रणाली को दक्षतापूर्ण बनाने हेतु नीतियों 
को नई दिशा देने की आवश्यकता है। विश्व बाजार के दरवाजे खुलने के 
साथ ही साथ संचार माध्यमों में भी क्रांति आई है। तेजी से आगे बढ़ 
य्ही सूचना प्राद्योगिकी का लाभ अभी ग्रामीण भारत को नहीं मिल पा रहा 


है। इस लिए इफको इस बदले परिदृश्य में अपने प्रसार व प्रशिक्षण 





मम मरानााराताााभा भा साता भा का ॒ अप जा पादा काना न पासवान नाकाम ३ नल अल ललललभलबबललइमअाअइआा आया ाााआआआआआए््णणणाश 
238 


कार्यकमो में सूचना प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का समावेश करके उनका 
लाभ उठाना चाहती हे। 

इफको गत तीन दशकों से उन्नत कृषि तकनीकाकें को 
किसानों तक पहुंचाने का कार्य पूर्ण मनोयोग से कर रही है। इफको द्वारा 
किये जा रहे इन कार्यो की किसानों व सहकारी समितियों द्वार की कई 
सराहना से प्रेरित होकर उर्वरकों के उत्पादन व विपणन के व्यवसाय को 
बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब इफको प्रति वर्ष 50 लाख टन से 
अधिक उर्वरकों का उत्पादन व विपणन कर रही है। इफको अपने 
व्यवसाय को बढाने की प्रक्रिया के दौरान भी आधुनिक सूचना प्रणाली के 
सहयोग से किसानों व सहकारी समितियों की बखूबी सेवा करती रहेगी। 
इफको एक ““एग्री पोर्टल”” लाॉच करने के लिए कार्य कर रही है और इस 
कार्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था (इसरो) से सहयोग लेने के 
लिए भी प्रयास चल रहे हैं ताकि भौगोलिक सूचना प्रणाली 
(जी.,आई.एस.) के आधार पर किसानों की प्राकृतिक संसाधन प्रबंध तथा 
सहाकारी समितियों को उर्वरक लॉजिस्टिक प्रबंध के क्षेत्र में सहायता प्रदान 
की जा सके। 

गत 2 वर्षो में खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है 
और वर्ष 999-2000 में खाद्यान्न का उत्पादन 20.60 करोड़ टन तक 
पहुंच गया है। लेकिन वर्तमान पोषक तत्व स्तर के हिसाब से वर्ष 2040 
तक लगभग १50 करोड़ की आबादी के भरण पोश ण के लिए 5 
करोड़ टन अतिरिक्‍त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी । खाद्यान्न उत्पादन के 
इस आंकलन में पशुओं के भरण पोषण के लिए अपेक्षित खाद्यान्न को 
शामिल नहीं किया गया है। पशुओं के लिए भी खाद्यान्न की आवश्यकता 


पड़ सकती है, क्योंकि चारागाह धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे है। अतः 





ीममदाभााहानंभामाकााा4५ान आर दुपाावाा थाना सा दाना काना भा आप आधा ना ऊ ९८555. ० 9५ नासा छा का 3३335 चलन इलइलुनइालनबााइाााााााााााााााााााााााााआआआआ७्एए्ए्एएएएणां 
239 


हमें खाद्यान्न उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना 
होगा। हमें इस बात से संतोष नहीं रहना है कि हमारे भण्डारगारों में 
4 करोड़ टन खाद्यान्न का भण्डार है। 

फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की 
भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी और अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन 
करने के लिए इन पोषक तत्वों की मांग लगभग ३ गुना बढ़ा जाएगी। 
उर्वरकों के प्रयोग में किफायत तथा पर्यावरण संबंधी पहलूओं को ध्यान 
में रखते हुए उर्वरकों के दक्षतापूर्ण एवं संतुलित प्रयोग का महत्व भी 
बढ़ेगा। किसानों को ये पहलू अच्छी तरह से समझने होंगे। इफको के 
प्रसार व संवर्धनात्मक कार्यक्रर्मों में माध्यम से उर्वरकों के संतुलित व 
दक्षतापूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को और तेज करना हडोगा। 

फसलों की उत्पादकता में सुधार लाकर व उर्वरकों का 
दक्षतापूर्वक प्रयोग करके देश में कृषि का समग्र विकास करने के प्रयोजन 
से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान केन्द्रों में तकनीकों के विकास 
की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। 24। वीं सदी में आवश्यकता इस बात 
की है कि कृषि आदानों की क्षमता में वृद्धि की जाए एवं प्राकृतिक संसाध 
रनों का सक्षम ढंग से प्रबंधन किया जाए। इसके साथ-साथ कृषि उत्पादन 
को बढ़ाने से प्रबंधन किया जसए। इसके साथ-साथ कृषि उत्पादन को 
बढ़ाने के लिए विकसित की गई तकनीकों को किसानों तक पहुँचाया 
जाए। इस प्रयोजनार्थ इफको ने कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थार्नो 
से संपर्क स्थापित किया है ताकि कृषि की तकनीकों के लाभकारी प्रभाव 
का प्रदर्शन किसानों के खेतों में जाकर किया जा सके। 

कृषि प्रसार तथा उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 
इफको द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर बल 





विनय भा भरना काला व धन 3७३३७॥७3५३५३ मा ३७५आ७ ७७.2० कान था मा 3+++प मानक नाकाम चल नललललललबला भा एएएनए 
240 


दिया गया। लेकिन पिछले 2 वर्षो से इफको समन्वित पादप पोषक तत्व 
प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर विशेष बल दे रही है। 
किसानों तथा इफको के क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के 
बीच परस्पर संपर्क बनाए रखने के लिए इफको द्वारा विभिन्‍न कार्यक्रम 
किसानों के खेतों में आयोजित किये गये, जिनमें किसान सभाएं, क्षेत्र 
दिवस, फसल सेमिनार आदि कार्यक्रम शामिल है। इन प्रसार कार्यक्रमों 
में सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए भी पहल की गई। प्रसार 
कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लए भौगोलिक सूचना प्रणाली 
(जी. आई. एस.) पर आधारित कार्यक्रम भी विकसित किये जा रहे है। 
कम उत्पादन एवं उर्वरकों की कम खपत वाले क्षेत्रों में कृषि विकास की 
कुछ नई परियोजनाएं भी चलाई गई ताकि इन क्षेत्रों में उन्‍नतशील 
तकनीकी को अपनाकर फसल उत्पादन को बढाया जा सके। गत वर्षो में 
चलाई गई विशेष परियोजनाओं के परिणामों एवं उपलब्धियों को लिपिबद्ध 
करने का भी प्रयास किया गया है। 

इफको ने उर्वरकों के संतुलित एवं दक्षतापूर्ण प्रयोग की 
अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए किसानों, सहकारी समितियों तथा अपने 
कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके साथ-साथ 
ड्फको अपने निजी बिक्री-किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम से बेहतर सेवाएं 


उपलब्ध करवाते है। 


. आँवला 7 ईकाई ने 4 मिलियन टी. ई. यूरिया का उत्पादन 


22.9. 200 तक करके अपने लक्ष्य प्राप्ति को मील का पत्थर 


स्थापित किया है। 
2. आँवला ईकाई (+]7) ने 45 मिलियन टी. ई का लक्ष्य 








शव 


उत्पादन करके 9.40.200व7 तक पूरा कर मील का पत्थर 
स्थापित किया है। 

3. आँवला ॥7 इकाई ने कुल स्पेसिफिक इनरजी कनन्‍्जम्पसन का 
सबसे कम मासिक उपभोग (०0०ा5इप्राण्गवाणाी) 5.440 (00687/6 जो 
माह सितम्बर 2007 में करके यूरिया का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त 
किया है माह जनवरी 4999 में 5480 (083/6 पूर्व रिकार्ड के 
तुलना में युरिया उत्पाद का लक्ष्य प्राप्त किया। 

4. आँवला 7 इकाई ने कुल खास इनर्जी कन्जम्शन का सबसे 
कम वार्षिक (आधार पर) उपभोग (0०ाष्प्राण्लाणा) 5 547  (068/6 
करके वर्ष 200-02 में रिकार्ड यूरिया उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त 
किया जो वर्ष 2000-0व7 में 5623 (06४|/[6 का पावर उपभोग 
करके इस पूर्व रिकार्ड की तुलना में यूरिया उत्पादन का लक्ष्य 
प्राप्त कया। 

5. आँवला 7 इकाई ने कुल पावर कनन्‍्जम्शन का सबसे कम 3.7. 
वार्षिक 7 668 062/6 वर्ष 200-02 में उपभोग करके पूर्व 
रिकार्ड 7.680 (067४/6 वर्ष 2000-0व की तुलना में कम 


उपभोग करके अमोनिया का . रिकार्ड उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त 


किया । 


इफको अपने उर्वरक उत्पादों-यूरिया, '४?[६ (0:26:26 


तथा ॥2:32:46) तथा 72847 के पूरे भारत में वितरण करने के लिए 


बचनबद्ध है। एक प्रमुख किसानों के सहायोगी संस्था होने के कारण 


ज्यादातर उर्वरक वितरण सहकारी संस्थाओं के द्वारा ही होता है। इसके 


सहयोगी सहकारी संस्थायें सदस्य होने के बावजूद भी इफको से उर्वरक 





242 


खरीदने के एहासानभन्द नहीं है। राज्य स्तर पर, ऊपरी सहाकारी विपणन 
संस्थाएँ इफकों के लिए होलसेलर का कार्य करती है। सरसरी तौर पर 
देखा जाय तो ऊपरी सहकारी विपणन संस्थाये भारत के किसी भी राज्य 
में उर्वरक बिजनेश में नहीं है। सीधे सहाकरी संस्थाओं को उर्वरकों का 
आपूर्ति सुलभ कराते है। अगर किसी राज्य में सहकारिता तनन्‍त्र कमजोर 
है या है डी नहीं वहाँ पर इफको उर्वरकों का वितरण दूसरे संस्थाओं जैसे 
एग्रो सर्विस सेन्टर आफ स्टेट के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्त 
67 फारमर्स सर्विस सेन्टर (१$() के द्वारा उर्वरक वितरण कार्य सम्पन्न 
करता है जो इग्यारह राज्यों में फेले हैं। 

इफको के बाईलाज के नियमों के अन्तर्गत कार्य करने के 
दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके अन्तर्गत इफको एक सहकारी संस्था का 
कार्य करती है। वे इसके प्रमुख बिन्दुओं एवं दिशानिर्देशों को परिभाषित 
करते हैं तथा सहकारी संस्था के प्रशासनिक कार्यो के लिए नियम तय 
करते हैं। इफको के बाईलाज में प्रमुख विस्तृत आब्जेक्टिक्सू अन्तरनिष्ठित 
है जो आर्थिक उत्पाद बढ़ाने, रासायनिक उत्पादों के विकास, बायो-उर्वरक, 
पेट्रो केमिकल्स, औद्योगिक केमिकल्स, इनके इन्पुट्स तथा टेक्नोलाजी, 
एलाउड प्राडक्ट्स, बाई प्राडकट्स, कनवर्जन, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन और 
मार्केटिंग के बदोतरी हेतु दिये गये है। बाईलाज में उत्पादक विधियों उत्पाद 
का रूप परिवर्तन साथ में गन्ना द्वाय बनाये गये उत्पाद और उसके 
बाईप्राडक्‍्ट, कीटनाशक, बीज, फार्म प्रोडयूसेज, बायो टेक्नोलाजी, पिसी-कल्चर 
और एक्वा फार्मिंग, कृषि मशीनरी, इम्लीमेन्टस और अन्य कृषि उत्पाद 
और कनवर्जन, भन्‍्डारण, ट्रान्‍न्सपोर्टेशन और मार्केटिंग, व्यापार, जहाजरानी 


ट्रान्सपोर्टेशन आदि को विस्तुत नियम भी दिये गये हैं। 
इफको का मुख्य उद्देश्य खाद उर्वरकों का उत्पादन और 





23 >3ननननननननननन नल -ननन++++3+33५3++3»आ+3५ल+»-+५+3++3333>५भ+33७+3७५०>3339933-2333330 ० लक 
243 


वितरण की भूख मिटाना है जो अपने आप में एक चुनौती है। कृषि 
उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना ही सदा उद्देश्य होना 
चाहिए इसके लिए किसानो को ठीक समय से उर्वरकों की आपूर्ति 
सुनिश्चित होनी चाहिए। 

ठीक समय से पर्याप्त मात्रा में ठीक स्थान पर कृषि 
सम्बन्धी सामग्रियों को उपलब्ध कराना फसल उत्पादन का एक बहुत 
महत्वपूर्ण भाग है। उर्वरक, बीज, कृषि रसायन आदि का उपलब्ध न 
छोना या देर से पहुँचना फसल उत्पाद मात्रा में कमी लाता है। समय की 
कमी के कारण बुवाई के समय कृषि सामग्रियों को ठीक समय में जुटा 
पाने में किसानों को बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसलिए यह बहुत 
आवश्यक है कि समस्त कृषि सामग्रियाँ जुटा कर एक जगह एक साथ 
रखा जाय। ताकि किसान इन सभी चीजों को एक ही साथ एक जगह 
से ही खरीद सकें, उन्हें उसी जगह उच्च कृषि तकनीक की भी जानकारी 
दी जा सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुये इफकों ने दश के विभिन्‍न 
हिस्सों में किसानों को सभी सुविधाएँ एक ही साथ उपलब्ध कराने के लिए 
सर्विस सेन्टरों की चेन सी खोल रखे हैं। 

976 में हरियाना के कर्नाल में सर्वप्रथम किसान सेवा 
केन्द्र (१$ () खोला गया था तत्पश्चात धीरे-धीरे देश के 67 स्थार्नों पर 
निम्न उद्देश्यों के साथ किसान सेवा केन्द्र खोले गये। 

. कृषि संसाधनों का पर्याप्त मात्रा एवं ठीक समय से उचित मूल्य पर 
आपूर्ति सुनिश्चित करना। 
2. तकनिकी ज्ञान उपलब्ध कराना। 


3. 'सामुदायिक प्रयोग हेतु मुफ्त में फार्म औजार तथा प्रयोग विधि हेतु 


उपलब्ध कराना। 





244 


4. इफको द्वारा गोद लिये हुये गाँव के किसानों को दरवाजे पर कृषि 
सामग्री उपलब्ध कराना। 
5. इफको के लिए विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा किसानों 
को शिक्षित करना। 

इफको उर्वरक-यूरिया और 'श)/रगशर श्रेणी के खाद किसान 
सर्विस केन्‍्द्रो द्वारा आपूर्ति किये जाते हैं। साथ ही कृषि-रसायन भी ख्याति 
प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से खरीद कर किसान सेवा केन्द्रों द्वारा किसानों 
को आपूर्ति किया जाता है। इफको अपनी संस्थाओं द्वारा बीज भी उत्पादन 
करता है तथा अगर आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय/राज्य स्तर के बीज 
उत्पादक संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में बीज खरीद कर किसान सेवा केन्द्रों 
के माध्यम से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार सभी 


आवश्यक कृषि सामग्रियाँ एक ही केन्द्र से एक साथ प्राप्त की जा सकती 


हेः॥ 


काज्डला फेस-! विधि वर्णन (धारा 8,3,( और 9) + 
उत्पादन की यहू विधि ठीक वही पुरानी परम्परागत द्रव 
मिश्रित विधि है। संयत्र की चार मुख्य धारायें जिनमें एक ही प्रकार 
का उत्पादन, भण्डारण, रिक्लेमिंग तथा बैगिंग सुविधायें हैंँ। फास्फोरिक 
एसिड में 52 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक ?7,0, और स्क्रबर द्रव में 20 
प्रतिशत से 25 प्रतिशत 7,0, ४ 'र्त,त्त?0, मिश्रण अनुपात 4.2 से 
.3 तथा वर्टिकल सीलिन्ड्रीकल रीएक्टर, जिसे प्रीन्यूट्ल्इडजर भी कहते हैं, 
से फेड किया जाता है। जहाँ यह अमोनियम फास्फेट के घोल, जिसमें ॥8 
से 20 प्रतिशत पानी होता है, बनाने छेतु हाइड्रोअस द्रव अमोनिया 
जिसका मिश्रित अनुपात ॥.4 या ?श056 है, से रीएक्ट करता हि। 








245 


लगभग 70 प्रतिशत कुल मांग का फास्फोरिक एसिड प्रीन्युट्रलाइजर 
विधि से फेड किया जाता है। बाकी स्क्रबर विधि से फेड किया जाता है 
जहाँ सवे यह प्रीन्यूट्रलाइजर में, स्क्रबर द्रव फार्म में ॥ 8 ?7_त ०8 (052 
की रेसियों में जाता है। 

अमोनियम पोटाश के मिश्रित लुग्दी की पम्प के माध्यम से 
प्रीन्यूद्रीलाइजर से रोटरी ड्रम ग्रेनुलेटर में भेजा जाता है जहाँ इसे रोलिंग 
बेड पर फेलाया जाता है, ताकि ठोस कच्चे माल जैसे पोठाश, यूरिया और 
फिलर से तैयार पदार्थ को दाने के रूप में बदला जा सके। पुनः 
अमोनियेसन मिश्रित रेशियो 4.8 से 4.85 तक ग्रेनुलेटर के अन्दर 
अमोनिया स्पारमर्स द्वारा जो बेड पदार्थ के नीचे होता है, में ले जाया 
जाता है। पिसाई किया हुया पदार्थ जिसमें 2.5 प्रतिशत पानी की मात्रा 
होती है, उसे सूखाने के लिए कोकरेन्ट रोटरी डायर जिसमें गर्म हवा जो 
फिऊल आयल+/:.,[+$ द्वारा उत्पादित होती है, डाला जाता है। सूखा हुया 
उत्पाद लगातार खाली करने वाली बालटी से खाली किया जाता है। और 
डबल डेक वाइवरेटिंग सकीन पर ड्रैग फ्लाइट कन्वेयर द्वारा फैला दिया 
जाता है। 

तैयार माल साइज की आवश्यकतानुसार (] पा!॥ से 4 
गा) के मध्य) बड़े और छोटे साइज को पर्दे पर अलग-अलग कर दिया 
जाता है। एक साइज के उत्पाद को एक बड़े बर्तन में एकत्रित किया जाता 
है और आवश्यकतानुसार दर पर भेजने वाले बर्तन में रख दिया जाता है। 
साइज से ज्यादा बड़े उत्पाद को पुनः रीसाइकल फ्लाइट कन्वेयर द्वारा 
पलवराइज हेतु डाल दिया जाता है। 

छोटे साइज के उत्पाद एक बर्तन में इकट्ठा करके 


रीसाइकल कनवेयर में डाल दिया जाता है, जहाँ इसे बड़े साइज के 





ैसमआारमाााभताअााधाभकाा कर भवन अ७ १३५ सा नाश धाअ भा ३५५३५५१७३३३५३०४३५३०३१ अर्थ ७०७२ भा नानक ा++ मम कक लनललललल॒ललमुबअबन ना ााााााााााााआआआल्‍॥७७एएछएछएणए 
246 


मिक्‍क्सड के साथ मिला दिया जाता है। और पुनः यह नया कच्चा माल 
ग्रेजुलेटर में भेजा जाता है। रीसाइकल कन्वेयर जो ड्रैग फ्लाइट कन्वेयर 
है, लगातार खाली करने वाली बाल्टी में डालता रहता है जो दाने के रूप 
म्में परिवर्तित करता है। 

वाइवरेट बर्तन से निकला उत्पाद रोटरी ड्रम कूलर में जाता 
है जहाँ उत्पाद को 70 डिग्री से 40 डिग्री तक ठण्डा किया जाता है। 
कूलर द्वारा ठण्डा किया हुया निकला उत्पाद को ट्रेन में भर दिया जाता 
है जहाँ से उसे उत्पाद कन्वेयर में डाल दिया जाता है जो सभी चार्टों ट्रेनों 
के लिए कामन हैं। 

स्क्रविंग सिस्टम में फम्स स्क्रेबर, डस्ट स्क्रेबर, डायर स्क्रबर 
और कूलर स्क्रबर होते हैं। प्रथम तीन वेन्चुरी साइक्लोनिक टाइज के होते 
हैं। स्क्रबर द्रव, ताजा फास्फोरिक एसिड का पूरक है, सभी स्क्रबर में पम्प 
द्वारा भेजा जाता है सिवाय कूलर स्क्रबर के जहाँ केवल पानी ही भेजा 
जाता है। डसट लाडेन एयर डायर, कूलर और अन्य उपकरण चक्रवात द्वारा 
भेजा जाता है जहाँ धूल का एक बड़ा भाग स्क्रबर से अलग किया जाता 
है। फम्स प्रीन्यूट्लाइजर और ग्रेनुलेटर से फम्स स्क्रबर में जाता है। 
प्रत्येक स्क्रबर में एक पंखा आवश्यक प्रयोग डेतु लगा रहता है। एकत्रित 
जैस को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। 


कान्डला_ फेस-]] 


धारायें [४ ओरे |£ (॥0९98॥5 72+7) +- 
व्यापारिक ओेणी का फास्फोरिक एसिड जिसमें 54 प्रतिशत 


| के है साथ में द्रव अमोनिया ड्रामर पाइप रीएक्टर (०९२) अन्दर लगा 
है जिसका मिश्रण अनुपात 4:4.05 (मिश्रण अमोनिया से मिश्रण 70, 
और ग्रेनुलेटर पाइप रीएक्टर (020२) रोटरी ड्रम ग्रेनुलेटरर क अन्दर लगा 


न जनननननननभन+-ननिभनभि न दननभनभनभणभनभगनग2:_-+--++++०-+०००००५५५ ००० ००० ००-०० ०५०७७ थमा 
247 


है मिश्रण अनुपात ॥:4.4 है। 

इसका प्रभाव बहुत ही असरदार है परिणामतः पानी भाप 
बन जाता है इसमें फास्फोरिस एसिड और रीसाइकलड एकत्रित द्रव है। 
जब ग्रेनुलेटर पाइप रीएक्टर से निकलात है तब दबाव 4 से 5 [6/था 
और गर्मी 720" से 30" ( होती है, जब डायर पाइप रीएक्टर से 
निकलता तब दबाव 3 से 4 (2(०7* और गर्मी 720" से 430"( होती 
है। र और फएछाशर से निकलने पर रोटेटिंग बेड रीसाइकल की गति 
उर्वरक पदार्थों के इक्यूपमेन्ट जैसे ग्रेनुलेटर डायर में कम हो जाती है। 
स्वतन्त्र फीडर में सूखा कच्चा माल जैसे यूरिया, फिलर और मुरियट ऑफ 
पोटाश ग्रेनुलेटर में जुड़ जाते हैं जो कामन बहुचक्र वाहक पदार्थ निकालने 
वाला जैसे पिसा हुया बड़े साइज का माल, अतियूक्ष्म तथा अति बड़े 
आकार के उत्पाद उर्वरक पदार्थ को पुनः ग्रेलुलेटर में 7:7.8 के रेशियेों 
में मिश्रित करके अमोनियेट किया जाता है। ग्रेनुलेटर उर्वरक में करीब 
2.5 प्रतिशत आद्रता होती है। जो रोटरी डायर में निकल जाती है जहाँ 
से फियूल आयल फार्यड कम्बीनेशन चेम्बर में को-करेन्ट बढाव के गर्म 
हवा से सुखाया जाता है। उर्वरक पदार्थ की आर्द्रता इससे ॥ प्रतिशत कम 
हो जाती है। 

इनम्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड ([7(00) 
ने यूरिया आपूर्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य आगामी खरीफ फसल के लिए 
रखा है। ऐसा कहा गया है कि 46,80,580 टन का वर्तमान वर्ष में 
घरेलू उर्वरक का उत्पादन हुया है। इफको ही एक ऐसी कम्पनी है जो 
देश के सभी क्षेत्रों में फैली है। यह सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व के क्षेत्र को यूरिया 
की आपूर्ति प्रथम बार अपने फूलपुर इकाई से कर रहा है। द्वितीय बड़ा 
आपूर्तिकर्ता नेशनल फर्टलाइजर लिमिटेड (२(४०7.,) जिसकी उत्पादन क्षमता 








8,73,000 टन यूरिया का है। सहकारी क्षेत्र की एक दूसरी विशाल 
उर्वरक निर्माणी कुृभको है जो पिछले खरीफ और रबी फसलों की आपूर्ति 
करने वालो टाप तीन में से एक है। वर्तमान सीजन में 5 बड़े 
आपूर्तिकर्त्ताओं में से इसकी पाँचवाँ स्थान है। जिसका कुल उत्पादन क्षमता 
7,29,000 टन है। 

इस सीजन की सबसे कम आपूर्ति करने वाली कम्पनी 
नीवेली लिगनाइट (१९५०८ [॥श्गा6) है जो 5त,500 टन यूरिया की 
आपूर्ति कर सकी है। यह देश के दक्षिणी क्षेत्रों को यूरिया की आपूर्ति 
प्रदान करता है। यहाँ तक कि बीमार कम्पनियाँ जैसे फर्टिलाइजर 
कारपोरेशन ऑफ इन्डिया (7(7]) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन 
(त7() भी नीवेली लिगनाइट से ज्यादा क्षेत्र को आपूर्ति करते हैं। 

7७] 98,000 टन यूरिया पूर्वी-राज्यों और मरा] 52 70 
टन यूरिया उत्तर-पूर्वी राज्यों को आपूर्ति करते हैं। मा ने 32 लाख टन 
यूरिया 2000-0] में उत्पादन करने की योजना बनायी थी जो ॥.43 
लाख टन पिछले लक्ष्य से ज्यादा थी। दोनों बाछ और यूरिया की खपत 
क्षमता का लक्ष्य ]] प्रतिशत है। 'क्, की नांगल इकाई 436 करोड़ की 
लागत से बन रही है जिसे मई 2007 तक बन कर तैयार हो जाना था। 
इस योजना के पूर्ण हो जाने पर यूरिया का उत्पादन व.49 लाख टन बढ़ 
जायेगा। रिटाग, 2000-0व में 24.04 लाख टन यूरिया का उत्पादन 
करने की योजना बना रहा है जिसका विक्रय लक्ष्य २५ ,867 करोड़ 
रूपये का है। 

कृषि मन्त्रालय ने देश भर के यूरिया जरूरत का अनुमान 
आगामी खरीफ फसलों के लिए लगाया है तथा कुल आपूर्ति कोटा 


आवश्यक वस्तु अधिनियम (5९४) के अन्तर्गत 77.84 लाख टन 








249 


निर्धारित किया है। इस कुल आपूर्ति कोटे का उर्वरक कम्पनियां 92.246 
लाख टन आपूर्ति करेंगी जो उनके इस वर्ष का उत्पादन है तथा ॥6.45 
लाख टन पिछले वर्ष के ओपनिंग स्टाक से आपूर्ति करेगी। शेष 87,670 
टन आयात करके पूरा किया जायेगा। 

एसेन्सियल कमोडिटीज एक्ट (5:९०.,७) के अन्तर्गत आपूर्ति 
कोटा. निर्धारित करते समय, मन्‍न्त्रालय ने अनुमान लगाया कि राजकीय 
संस्थान एजेन्सियों के पास कुल सस्‍्टाक ॥ अप्रैल को 9,34,340 टन है 
तथा सीजन के शुरू में पूरे देश भर के पाइज लाइन की आवश्यकता 
लगभग १3,4,890 टन हैं। 

इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) 
एक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था के रूप में सहकारी संस्था अधिनियम 
((:0- .थगार8 5000065 ४0) के अन्तर्गत 3 नवम्बर, 7964 को इसको 
पन्‍्जीकरण किया गया था। इफको बहादुर विजेता के रूप में सहकारिता 
के क्षेत्र में लगातार उन्‍नति पथ पर अग्रसर है उर्वरक उत्पादन, 
खपत-क्षमता, तथा किसान संस्थाओं को आवश्यक सेवा में सुलभ कराना, 
इसका उद्देश्य मन्त्र है। 

इफको के कलोल इकाई का निर्माण रिं६ 75 करोड़ रूपये 
की लागत से अहमदाबाद से 26 ॥#॥5 की दूरी पर, अहमदाबाद- 
मेहसाना राजमार्ग पर स्थित है। इसका कवरिंग क्षेत्रफल 96 हडेक्टेयर है 
तथा कामर्शियल उत्पादन अप्रैल 975 से शुरू हुआ है। यह इकाई 
अमोनिया, यूरिया, ड्राई आइस और लिक्विड ५0, साथ में आवश्यक 
आफ साइट सुविधायें उत्पादित एवं उपलब्ध कराने हेतु खोली गयी है। 
प्राकृतिक उपलबध गैस इस इकाई को अमोनिया उत्पादन हेतु फीड स्टाक 


है साथ में 250 [70 नेफ्था फीड प्री-रिफार्मर सिस्टम पर आधारित है। 





०2323. +>>नननन+++जननजन न +न+++ननननन--न+»+-++“++नभन+-33.३+-+3+.33+33+3+3+3७++>3230०---:“:::::0++ "० ०० बस 
250 


एसोसिएटेड गैस, नेफ्था और .$8$ फिउल की जगह प्रयोग में आते हैं। 
इकाई के चारों तरफ १3 बोरिंग कुओं से 0॥70८ द्वाय पानी की आपूर्ति 
की जाती है। 

इफको की संरचना सिद्धान्ततः इस आधार हुयी कि 
विभिन्‍न राज्यों से शेयर कैपिटल इफको को मुहैया कराया जायेगा और 
शेयर होल्डर्स इफको के उत्पाद के मुख्य क्रेता भी होंगे। सहकारी संस्थायें 
इस जिम्मेदारी को वहन करने योग्य नहीं थी ताकि इफको को पूँजीगत 
बढ़ावा मिल सके। क्योंकि भारतीय किसानों के लिए यह बिल्कुल नया 
था। अतः अपने उत्पाद को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए और एक 
तैयार मार्केट बनाने के लिए इफको यह जिम्मेदारी स्वतः लेने को तैयार 
हो गयी जिससे उसके उत्पादन से पहले ही लोगों को प्रशिक्षित एवं बढ़ावा 


देने वाले विचारों से अवगत कराया जा सके। 


सुझाव ($&ए07/570[55) 
वाणिज्य का द्वांत्र होने के नाते, कार्य करने के वर्तमान 


तरीके की कुछ कमियों पर प्रकाश डालना, महत्वपूर्ण कर्तव्य समझता दूँ. 
तथा इन कमियों से बचाव के लिए कुछ सुझाव भी रख रहा हूँ। लगातार 
उन्‍नति आज के युग के लिए जरूरत बन गयी है। उनमें से कुछ खास 
बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करता हूँ जिससे इफको की कार्य क्षमता 
सीधे प्रभावित होती है। 

(7) सहकारी संस्थायें जो इफको के उर्वरक वितरण का एक मात्र 
माध्यम है, उनको सतत्‌ सशक्त बनाया जाये इफको को उनके कार्यकलापों 
पर बराबर ध्यान रखना होगा। इफको को उन्हें अच्छी साख एवं अन्य 


सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए। अपनी कार्यशालार्ये गाँवों में बढ़ानी 


>-,ः8बचचच,च्सनणणअननअअन न न अ आन नन न ल्‍ कक न कक न्‍ नमन «मनन मनन मम नम मन मम न मम» 
257 


चाहिए जिससे विपणन विभाग किसानों के और नजदीक हो जिससे इफको 
को बेहतर विपणन अभियान चलाने में सहायता मिल सके। 

(2) नवीनता उद्योग की बढ़ती हुई जड़ होती है, आज के युग में 
इसके कार्य रूप को और अधिक फेलाने की आवश्यकता है, तरक्की के 
लिए हमेशा आन्दोलित रहना तथा नये क्षेत्र में अपना जगह बनाना है। 
इफको का कार्य क्षेत्र केवल उर्वरक उद्योग तक सीमित है, जब कि इसके 
कम्पटीटर्स ने अपना निर्माण अभियान रसायन उत्पाद, सूचना तकनीक, 
खाद्य उत्पाद आदि तक फेलाया है। अब इफको भी अपने दृष्टिकोण मरमें 
नयापन, सुधार जैसे बीमा, सूचना तनन्‍त्र तकनीक की सम्भावनाओं पर 
लाने को उद्यत हो रहा है। अब तक सरकार इफको को केवल उर्वरक 
उत्पादन एवं विक्रय हेतु प्रोत्साहित करती आ रही है लेकिन अब वह भी 
भविष्य की आवश्यकताओं एवं सम्भावनाओं पर विचार करते हुये इफको 
को आधुनिक क्षेत्र में उतरने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। 

(3)इफको की कृषि क्षेत्र में बहुत सशक्त पकड़ डोनी चाहिए, उन्हें 
कृषि क्षेत्र की सभी सम्बन्धित उत्पादों को एक केन्द्र पर उपलब्ध कराने 
की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें अपना कार्यक्षेत्र कीटरोधक दवाएँ, बीज 
उत्पादन, ट्रेक्टर बनाना, सिंचाई पम्प आदि बनाने के लिए फैलाना चाहिए। 

(4) वर्तमान में इफको (काण्डला) इकाई मैनुअली तरीके से माल की 
लदाई (लोडिंग) कराती है अर्थात उर्वरकों की बोरियां मजदूरों द्वारा वैगनों 
में भरी जाती है जिससे देरी होने पर डेमरेज चार्ज देना पड़ता है। आज 
के युग में मशीन द्वारा लोडिंग की व्यवस्था भी हो गयी है। इफको 
(काण्डला) को इसकी संभावनाओं पर भी विचार करनी चाहिए। लोडिंग की 
नयी तकनीक अपनाने से काफी समय की बचत होती है, कम समय में 


अधिक वैगनों की लोडिंग तथा आवश्यक श्रम शक्ति की बचत होती हडै। 





5<-_---  ऋनन्नाोनधणऋऑ नल ण न 
252 


योजना की सीमाये (॥शभाए4॥0४07 ?२070८7) 


() इफको (काण्डला) एक बहुत व्यस्त इकाई है और चूंकी/ उर्वरक 
उत्पादन की कुल क्षमता का 95-98 प्रतिशत एम उर्वरक उत्पादन करती 
है अतः इसका प्रोग्राम बहुत व्यस्त है। सभी टाप आफिसियल्स पूरे दिन 
बहुत व्यस्त रहते हैं। ठाप लेबल इग्जेक्यूटिव से मिल पाने का बहुत कम 
समय मिल पाया, इसलिए यह सूचनाएँ मध्य स्तर के आफीसियल्स द्वारा 
प्रदत्त सूचनाओं एवं जानकारियों पर आधारित है। 

(2) इफको (काण्डला) मेँ मार्केटिंग डीडिजन स्थित नहीं है, 
शोध-प्रबन्ध विपणन की गतिविधियों एवं नीतियों पर आधारित हैं। मैने 
एरिया/जोन और जिला स्तर पर कार्यक्रमों में बढ़ोत्तरी लाने हेतु कुछ 
सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया है। कार्यक्रमों को बढ़ावा देने 
सम्बंधी विवरण साहित्य अध्ययन के आधार पर दिया गया है। 

(3) ज्यादातर प्रशिक्षण आब्जरवेसन्स, डाठा कलेक्सन, और अन्य 
ओ्रोतों से सूचना के आधार पर दिया गया है। कोई व्यवहारिक प्रयोग करने 
का अवसर नहीं मिला क्योंकि यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको 
करने के लिए सम्बन्धित व्यावसायिक लोगों को ही अनुमति दी जाती है। 


253 


स्रोत 


अध्याय - 2 

भारतीय अर्थव्यवस्था - जे0एन0मिश्रा, पृू० 508, 509 

भारत की भौगोलिक समीक्षा- के0एल०गौर, पृ० 3।2,33,49,50 
संसाधन भूगोल - बी0एल0०नेगी, पृ0 548, 549 

भारत का वृहत भूगोल - चतुर्भुज मामोरिया, पृ०0 409, 40 

भारत का वृहत भूगोल - सुरेश चन्द्र बंशल, पृ०0 52, 573 


औद्योगिक भूगोल - प्रमिला कुमार, पृू0 ॥34 


अध्याय - 3३3३ 

इफको वार्षिक रिपोर्ट, 33वाँ, पृ०0 6,7,8,9,0, | 

इफको वार्षिक रिपोर्ट, 32वाँ, पूृ० 24,25,26 

कृषि सेवाएँ तथा संवर्धनात्मक कार्यकलाप 998-99 एवं 4999-2000 


पृ0 ,2,3,4 


अध्याय - 4 

नेशनल को-ऑफपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन वार्षिक पत्रिका : पु०0 9,20,27 
भारतीय अर्थव्यवस्था - जे0एन0मिश्रा, पू०0 399,400,40] 
सहकारिता के सिद्धान्त एवं व्यवहार -बी0पी०गुप्ता,वू0]99, 203, 
207, 2, 29, 223. 

सहकारिता - जे0एस0०माथुर, पू० 265, 268, 269, 272, 277, 
282, 287. 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था - मिश्र व पुरी, पू० 3३94, 397 


<<-बब,्ब््ैल्लल्ललन >> अनन्त न मम >««.+. 


234 


रध्याय - 5 

सेन्सस ऑफ इण्डिया - 4997 

फर्टिलाइजर स्टेटिस्टिक्स, पृ०0 765- 69. 

॥000 पू०0 766 और व84. 

फर्टिलाइजर मार्केटिंग इन इण्डिया - पृ० 28. 

रिपोर्ट ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑन फर्टिलाइजर कन्‍्जूमर प्राइस, पृ० 56. 
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, नई-दिल्ली, फ रटिलाइजर स्टेटिसटिक्स, पृू0 ॥4, 
56. 

रिपोर्ट ऑन फर्टिलाइजर कबन्‍्ज्यूमर प्राइस, पृ० 64. 

वी०0एस0०0 रामास्वामी, पृ0 95. 

गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर, वार्षिक 
रिपोर्ट, पृ०0 49 से 58. 

मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू कोआपरेटिव सिस्टम - आर0०सी०गुप्ता, पृ० 


39 


अध्याय - 6 
इफको वार्षिक रिपोर्ट 33वाँ 


कृषि सेवाएँ तथा संवर्धनात्मक कार्यकलाप, ]998-99 एवं 999-2000. 


अध्याय - 7 
नॉवी पंचवर्षीय योजनाएँ ([997-2000), ५४० ॥, पृ० 609. 


[00 
नौंवी पंचवर्षीय योजनाएँ (997-2000), ५४० 7, एपू० 609. 


॥070 , पू0 60. 


<<<  ब<-बब-ॉॉिणववि्ललर तनमन नमन > «नम >> «न» मम नमन मनन मम «>>» 
255 


नॉंवी पंचवर्षीय योजनाएँ ((997-2000), ४० ॥7, पृ० 633. 
आर्थिक समीक्षा, 994-95, पृ० ॥53. 

॥॥6 मात्र $प्राए8५ एणीतवावाब 00576 993ए पू0 357. 

योजना, नवम्बर 998, पृ0 4. 

योजना, नवम्बर 998, पृ०0 5. 


इफको 33वाँ वार्षिक रिपोर्ट, पृ० 35-36. 


256 


संदर्भ-सूची 


(870॥0279|0॥9) 


[3000५ 


॥07/4/4॥7 & 3८7०285 (60), /0शञा०्प्रॉप्रा॥ं (0-00शथ्याणा $86060 
२९४०९, (आआएशआ५ 0 'ा॥]6509 655, (॥॥65069, (957). 
#$#वशवा 4 7४, ता0तिक्ा 4श0प्रॉपाठ, शा(85 ?2प0572 7075०, )२९५ 
[0९॥॥, (]988 ) 

48€ृद्ाशध्राए 76 € था ग्रा080० ए ग्राला8856 गा +शा।5व शा085 प 
छ79, #शा० 20णाणाठ ९४९३० (शा6, एआएशञआजए ए 3॥9॥9090 
/५१(]00 ४009५ )४० 8, ]992 
4॥/प्रछद्ात्र 7. ग्रावप्रणाओं (ा0णा गा 08 - आ४9शा॥0] 58॥06 [॥6 
0 59)0465, (४० व एशञारएश्षआ५ 2655 [26॥ा ]985 
4॥छब्ाव0, है॥ 0 # , एशागधाइश प्र56 ता गाताक्ा 0शञार्रॉपराल $640ी 0 
(एवापा। (णाणानओाणा गा 5पफँशोीगाक्षाए॥ $ थ्ा0 $प्रातशा।) | 5४9५9, 
(॥0एा 0 #शाए्रॉपा6 200 रिपाव [९ए९०एशआला भा 09, /0689 थाएं 
[0९60 ?ए०॥०४0॥5, ४९७ ॥220॥॥, (987) 

/एशा2०७, 4 $ | , 9009५ गा ॥6 (०0-०7श्षक्ाए6 (0एशाशा ॥ ॥09, 
('पाशा 300६ #0प56, 3077099५, (96[) 

शिवा 3.8, 7थ्ा।इश 0099 - (णरापए्रपाणा 00 पिश्वाणा4। 
80णाणा।6 [0०ए९०)॥0०५ा६ 7#7, $शगाश शि00060785, (989) 
उद्दाइवां 3 (८ , छक्का (9 जा] 80020'] 

ठिव्राश्व, / $., ॥0णाथा। 459९९०५$ 0ए 96ए००एगशा। 0 (०-०0४५ाए९ 


१(0एश॥शाई क्षात ॥5 प्रिप्ता० शाल्णाणा$, [॥6 (0-0०, ४० 5 ०-२ 


]972 


257 


>८६॥ /९ /2 , ला॥09, ॥609 & [2480०॥08 0 (0-.थथ्धाए८, [.0५8, 
300/ 70000[ ४९९८0७, (97]) 

ख07867 4/70/4 गा (0-फ्रथ्क्षाणा-76 माशणज, शा॥2905 0 
()8क्षा।50 0 शाह (०-०कथशाए6 (०एशाशा, (0-07श2॥५९ 
(गआञाणा [0 , (७०॥९४९०४., (970) 

8077-44, (2 #4/, रिफातां (0-09शव५०5 ॥0 २९४९० [हाएा[0णा5 45 
23202॥$ 0 श]क्रा॥60 (क्रा2०, (ञा०0 पि्याणा5 २९5९४०॥, ाशापा65 0 
50204 76५20आआशा, २९5९३०॥ ३०७ ॥0 , 4 776, 974 

97#0#7 /.क्रबंगा (2 (०एथाएए6 एाहइाएाणा २९5९३०), )२९८५७ ४0(, 
(२०॥880 955 3४९ ३काणा 

97000 /८४९०/ 7 ; 8660$ 0 (क्या22  7#6 0ाठशा 7२९०० पएाणा 2॥0 
[2९ए५००शगाशा ॥ 9707"5 !श्वएथ ।२९८ए४ ४07९, 980 

8/0शा 740/ / क्ाव 24णशर्4६07 777 . रिशक्ागाएह शााठ065 ध0 
23807065 'र९ए ४०९ २०णा॥४0 2655 ]955 

(-द55टक्राधा॥, 2 7 , [6 (०0-97०शक्लाए6 |0०एशाशा5 ॥20 80॥6 0 5 
ग000ा$, शितरै09कागगठवां [॥0णा्वा७ ॥0 , ९९ए ४०८, (952) 
(॥क्रथाद्ा॥2/ 2? / & /४००॥0४॥ 2/ / (९05 ) (0-00श2४/07 2॥0 ॥6 
णिज्ञाक्षा॥05 ए जा॥2०, 5ण99५9 ?प00४70॥5 ॥0 , )३९ए६ [080॥॥,(975) 
(॥०0प्रदव95$. ग्पराप्रा० 0ा0ज़ा। गा गिशाशाइश (णाइप्राए0 क्ाएं 
॥९४5प्रा०5 00 0प्रार्थों ग्रा0"5, $प्रशाक्षा५३ $ क्षार्त 8प्रा0क्षा॥, ।. 5४9४, 
(ञ0एशा। ए 2 शा०्परॉपा6 ॥0 4)! 6ए९०एाशा ॥ प03. [06०0 भा0 
[6०७9 ?ए0००१५, ।१९७ 08॥,(9867). 

(॥त्व/९/ ००८ टाएव. ॥6 3ल्वी॥शण 0 0फपञशञाश गि065 ता 04, 
(0४079 एाआाएशआ9 655, [20॥ 9869, 

(॥व्श्वीएए 7798 64 रि650प708 086 थाते शि00पथाशा।/ णा थि॥6, 


पि्माणावं 906 ए (ए्राप्रा। 0ए2000एवा मिं५6७80०४0 


(.#०|2/व4 7९.४. . ज&था १२९५०प॥०॥ ॥ [009, 708009/ [270॥5॥॥?2 
0756, १३८४७ 702॥॥ 986 

(.4/८९ ॥#/ 84/#०, 4४5०0 £ /2 क्र 2॥02/ ॥707/ / 2 शालठए65 
०२०भागए 37 60तण), ३००४४ मा] ?79॥6ाणा 956 

(0०, 0/07श4, 6 एथांप्राए णए (०-कशथक्याणा , 00026 4शा & (आशा)! 
[.0, 7.0॥007, (944) 

(फ्री 7 क्ा्बव3॥/7 7 34856 शिकारशा।३ (00695, 776ठट॥0ा5 
क्षा0 आा2०265 542609000 (7॒रडि शक्ा।06 सं 97] 

(्राव॥ए # ह््व॑श्वाब, 7 ॥॥//प्रटाद्षाव॑ दाद मादा 4.22 (70५4/ * 
गिव॑क्रााआ4ा5 ० ४००07 िध(आ2, शिक्ा706 #9॥ 0 709, )४९७ 
०णा/८२०णाथां। 974. 

24772, 2४, एएथप्थरा0ा 06 (0-00श27५6 0एश707॥, रि०007 
(२९5९८वाणं 890 0 70॥9, (960) 
(6547, 74540॥॥, 4ञा0प्रॉपराब [06ए९०फाशॉ[-2 ०४5४ ४009५, धरा] 8 
?प्रआज्ा।ए #07056 ९९८७ /0॥, (986) 

िग्रवाब की 84/2४2 * चिक्षाटआआए़ (007शश्ाए०5 'च९ए ४०ा/९ २0॥0 
]940 

(#ठाटडतछ 7४८///. शिशा42शआआशा, 79805, २०४००४0॥065, 
(78०06९$, ४८७ १०॥९, तर्चयएथ & ॥१०५७ 4973 

00765707 2 7? , शआा॥४ा०९५ ए (00-०फएथवाए8 00ए2००ञाथा &८णाश 
85589$, रिद्राणा॥ (0-0्शभाए6 एगाणा ० ॥04, ।२९ए [080 (972) 
24, 2 7, शितठए65 & शा05079 ए (0०-%ृुथश्ाण, 
ज्ञात ।,4 ४९०॥४ िशाणातं तआपा[8 ए (0-00श9५6 
(७982शा]शा, 200॥9, (970) 


/2728&#0ट/79, उध्वा2४ ७. व00॥6, 54ण॥!९ ॥0 ॥6 ॥609 ए 
९०0णा5इप्राश् 8शा4श0०फ, (शा07026 325, नि्वश्था। (गराएशआजए 2655 
[949 

720॥॥ 7:/फक, 3फ्रा्ंकावाआ & 20, गातक्ा 20ण0णा9, $ टाध्ात0 & (0, 
९ए-)०॥॥, 

749, (०7९, 8#2629५ 0० (०-%कथव्ााणा 2४ ॥0०॥6 & ४07090- 
[0९850797९6 /॥9/9५95, ? $ ध९ & 90॥5 !.0 , त,000॥, (939) 
(बर्व॥/ /2 7९, 707क्च05 3 (.०0-%क्ुथशाए6 (णणए6थभा।त, रिप्ाा]]० 
एग्राए्शञआरज, ?रिप्गशरात्थांणा 8प्राध80, (रीक्षाताशथ॥), (96व). 

(वर्व2// /27९, (०-क्रथकाणा था िद्वाणा॥ओं 06ए20गञाशा', 
[ाशाधा।णा॥ं (0-090"9॥ए९ 4॥॥06, ।२९५ [02॥॥, (97|) 

(40/ / ७, 8॥वाग द शपएरणा $व्या॥(00० 
(7/48/4779, ०/४ #. : ॥॥#6 4गीएशा। $02869, पिशाआओ सिध्ातरा0ा, 
[,07007 9069 
(702/ ७ /॥. , & (70९/ 8 7 , शावलाएथे श000॥ था0 ?0057980$ ० (०0- 
079शक्याए6 00गरानण], 5थां? ?एप्आओआआए 80056, )२६७ [20[॥, 
(]979) 

(004८९, शाधव्रा ३ क्रावमंत, 240 #. . (०005 शा 900व4 65९४०, 
पफॉाशाशाणावी 50005 5धणा (०0४७ मा।॥ 98| 

(४7 87, 509 (6 छातीका। 

पं, / & #व/4॥5, 77 , 0007शगा0०ा), (०0-07शभारए6 (0 |/0., 
(६॥०॥९४९३, (937) 

प्रकशंव 7 ऐ, शिवराण्फ्नॉ55, शिक्तीक्ा5 ८ शि2०0०6 ० 00-%०थशथशा०णा, 
५०३ [.4| 429५३ & (०0 , ४23 (986) 

प्रवाएल 779 क्राब 4900 0/ 6. रि8३७ा४ ॥ 0 £8 ९-0! | १4 


१/३॥४2शाशा (०॥€ए७००0 पएश्गा 970 


चिधाएरए वा्चव , ॥॥6 (एगावाएणा 790५ ००९॥7र५ए 4॥ शावप्राए 70 
(6 ()»8॥5 0 (परप्रवं (॥9॥2०, 33॥] 8]40८५७| [989 

प्र॥4/॥ /८व # , चक्ाएआआह वा था एव088४९००९०१ ४0007५ 7॥6 
बिता गाता अजय 00४9, 202009004 (॥र्िि, ।ए | [/07006 [4 
09४, £॥/ , (0-०शार6 ०एथाशा ॥ 09, 0४णिोत् (राएशशाए 
655, 3077099५, (960) 

बंध, 7,(-., 2शाल्प्राप्राह 20 200.शथधाणा ॥ 09, (क्याधाज8 
्ञाश्रागए्‌ त07586, 4॥॥3090, (956) 

+47%, 2 ८, 8शा0०प्रॉप्गा6 0 207-.)शव्वा।णा पा 709, (टक्याक्ा५8 
?प्शाज्राएए 075०, 3॥9॥90930, (956) 

#बाव्वा #द्रा३इटा * (08, शि0्0ाशाड गा ०१७५ा ०ाआा९, 
/चा6९४0०97, ।२०॥ 0॥970 965 
/([408९॥, 4. रारथआए 760, 760स्‍ 00658 क्रा0 08565, 7707569000 
॥एजां) 967, 3 000०. 
(2/०ाव 0 |6 ?०शथप्रा एणाइप्रा।, ।४८ए ४०"॥ ध७०(-३७ पा 
960 

(0#/0/ 7॥77 . '्राशाआए िक्वा42शाा।, /जराबएश5 ए4वाग॥वएएं कात 
(.ध0, शिक्ात06 मं) ० पावंब ?श 7/0. [0॥ 984. 
(८ाईफ्रवए#४बा9 07, एप्रात॑भालशावड एण (0०कफ्र॒लथआाण।), प्राा4994 
एाशाए।रए 0756, ॥१९ए-2०॥॥, () 997 

खिांदवाओ, # 7, [॥6009 शातंयिब्रणा०6 एण ए0०क्‌थशथांणा पा प्रात काएं 
2०07030, (966), 00%थअभण'5 800९ 00&90, 8074५. 

सिक्रावा 24, ्रवाशाव 0 #(4॥॥ #ए0४०पशांर 80980 ४० जाता 
(जथा।। /०३०९॥५. 

िम्रावा' # 6 गला 0 0., वराए4० एण 7शा।5इश गात॑प्रशा। णा रिपाव। 
[00ए९०एण॥ला 7#] $श्ाशाक्षा शि0०06860॥85, (] 989) 


(द0टाए, 240, 5 प्ता65 ता (6 5024 2॥0507#9५ 0० (000शधा०णा, 
36ए/॥पफा), (963) 
(76/2८/ /2०/2 शक्षाटआआर भाव 0000 7060ए200७70५ा. सि७92 
गाणशाओआल&, ४९० [20॥ 
गैशवदपटवा | 24/कावा एशाकभादव 70 #शाध|धाइश 4 क्ा॥जड5 0 
7400५ शा? ए0शथाशा0 था। शाशभा[? *प्राप्रा8 [72श॥40 (५श॥|॥ 
59624 ॥602006 00 0प्राधव), (0000 (.णाएशथा।65, 3009, [975 
॥/4/९# /£ #  ॥6 'शशिाप्शाश (रीक्ा॥र, ७ (०ण०००प्वचा श6ए ?07ग, 
५श॥9 (४८४॥॥89 5०65 ।९९ए 707/ 
॥4/422८८ / /7 * शाज्शठवा ाहशाएपाणा $98४0॥॥ (०07४५ ॥ 
?प्रशा?2, )२९८७ 700॥॥, 980 
4477 कक्व॑ 4००७, 6 ७करशथाआ॥? 7.0शांशा05, ?श०080॥ए6 ॥॥0 
पाए 20॥स्‍5, ४४/॥५ ॥रभा[(शा॥ए $0765, ।१८ए ४०7 
॥4/4/॥%/' ०.७ 320 क्रा।9 
4० (., जीव 3 जि] 8॥020! 
हार, 3 7' & 4॥८५ ? , 00-0फथक्राएठ ३2थाशा, 'िव0॥4| 
(.000थ92॥ए४ एञञञणा ० 709, १९ए-०९॥॥ (964) 
ह4९॥/०, 4, , [0905 ७ (00-0002॥५९ 30098 (णाधणाए6थौी, 
रधा9503 5५26 (१0-7एशधा५6 एआंणा, 30॥049५, (965) 
ाडएव, 3 #, 200 + | वातक्षा 20009, सक्षेए३ शि70॥श॥98 
[07056, १९छ->0॥। 
बडएब 7४ शिीक्षाप4 श्रतीएए३ए४४॥७ शि993९8 2५४४९ 3॥9फए़शा, 


/]8030 
00700, 4 0, [॥6 [॥6 था0 088$ ए रिए०्थ (0ए७), [.4शा006 रद 


७/॥॥४४, [.000॥, (9062) 


॥/0//८//८८, ७ & , [09थ05 $0[-$0रितिशाए0च तक शा।इश 2श2007ण०ा0, 
(34 50ा।।]॥ 20५6९०॥॥25, (988) 
॥ैबीग्ध4ा (एफरहव/, क्‍डाक्ा िक्षा3- व शिा(पराज ॥0 6 ?20एश५ ० 
[ा०ण5, (५० ॥) (09का २०), ६4५ध४॥ 200॥॥035, १९५- 
[02]॥, (965) 
रिंक्धप्थधाआ) 7 7, शाताश)065 भाव ॥॥050709 ए (00शशधाणा १4 शा 
(ए0प्राणा 59086 706007007, 4]6 80॥097ए (-007९803$, ५४० #एश, 
0 5, 5$७9शा76 8, 972 
(० 5 2;%४८४० 76 एणाइप्राश5 (007एशक्ााए6 35 3 0शा0पाए2 
45 2०१09, ए९८ए १४० ४०0एा३७ए मा॥, ]939 
१९४ 8/, $2$40/॥ 8॥080'. 
2॥८०७ /2 06 क्ाव 7687 # 'चिक्माप्थााह ्ा42शाशला, रिशाक्षात 
[) शा), ]705, 968 3४ एताणा 
20७, 8 & , धा065$ भा ७6७॥ 0 (0-00शक्ाए6 00ए९0ण॥शा६ 'पिक्षा0॥4| 
(१0-09श0था५९ एगणा 0 ॥09, (979) 
(0728४॥॥, 4 4, +िपराएा6 एण ९०-०थवा३ए४6 ॥॥0एशाशां ॥ [09, (.0- 
09भ0'$ 8006 70७00, 807099५, (947) 
रिि45४वाए 78, 8 अपत9 एण 7शाएीरश् थक्षोौ(आा। ॥ ॥04, 
/३।०४५००७, (७0॥35 985. 
सिकाववाश्व है 0. ता6शा ॥0ए०फॉांणा पर णप्र॒ाक्के, 0ैशञा०प्रॉप्रातं 
(आराश्शशआॉ, ।975 
सिि०, 0म्क्म ॥०काणणए्टाठब एाक्वा26 भाते शिज्ञाएप्राणा (क्षा5 ॥) 
पातांगा 4शाएपरॉपठ, चिएीश।शा एणाएथ्ाए ए [009 [॥0. ॥0, /0थी॥ 
980 
ककाप्रदंधा। द॑ 34वाफरिट2/777470॥, (0-00श०ाए४6 5९९०॥॥ [709, ७. 


(॥०४१00 & (0ण॥एथा५, [९०७ [00॥, (984). 


पका, €& ८., ७०-कुथभारएह ०एशआलशा ॥ (60 20 शा०0८९, 
?200॥98॥364 7.0 , ॥8॥93090, ([948) 

34//्वावा 4 शशराा॥655 0 4 शिव एणीताताका 0 शात्रॉपार 979 
5दाआ, 47४ चिांशा।? ॥ 709, 7605 2॥0 (४५९३5, /४९८७ [206९॥॥, 
()शा [,गाशा।क्षा। ।969 

उदराहव 7+4/45# पफ(७00 6 ॥5 गरा030 णा 0शा०प्रॉपा॥। 
[06ए९0०ाआाशा, 70&9श00900॥7॥ ?70॥शाावए (णाएथा५, )२९७ [00॥ 992 
४९४०, ७. & , 6 अिाण०ा0शधशाए््य। ॥06 णा "ीएणए॥/ (0-0%थ०॥ए९८ 
[शव्वापाठ6 ॥ 09 0 6 ?४706 ]894-]93], [ञ|शा।धा0णा4/ 
(730096 50000], एशञाएआशआा9 0०0 800000, (96] ) 

$ट्टाआक, #& #£ ,8एण॑ंप्राणा ० ९(०-कृशथथारएल पए0प2॥, ७9"गध9 
शांणाल्थाणा$ (शाए॥४6०) [॥0 , 80799, (977) 
$#कव८2, 7, [॥609 ० (०-०कश्षभा०ा, त4393 ?200॥9॥7ए8, ।२९७ 
[08॥॥, (984) 
3४ /. 2, 3 १06 णा एशागटश (णाइप्रापा0ता क्षा्ं णि065, 
ए/65श0॥600 ४ 6 0४०९-0०; णा #शागारश (णाइप्राध शा065, गराशापा€ 
णि 500७व 2॥0 ९००0०॥ ०9भ्चञा९०, 3था३ [0०, (98 ) 

राव, 8. #& , गातिक्षा 00-57शभाणा), 3000 ॥ए6 ?70॥08॥07॥, ।४६५७ 
[06॥॥, (97]) 

गाव, 8 27, (जा॥ए568 एण ९०-फकूशथाणा पर 0क्षा (0०६५, 
न्श३9३ ?रिपशा।ए ४0056, (99]) 

्राएकाएव, 0 ? , वाबाणाओ 7णा ए (0०-07थथाणा गा 09, [0 
(00-0भक्वाए6 एञञाणा ए पाता, १९ए 20॥, (962). 


काएव504, 9 #. & ०१), 4शाए्रॉपा् 20णणां605 क्ाप (0-0ए०शथ40०॥), 


७ (970 & (0 , /९॥॥, (990) 


जाटवा।, शाव2ट0500, 8700/ - ''वात्थाए गरधा42शाशा। क्वा0 
वैवागरशाबाए6 4 वाणा, मिद्वाएथ 9 80990 7 4 एताणा ४३००३७ 
ना॥ ]978 
धरा ॥7/#दा /.. गिग्रतशाशाआंड 0 ५क्राट्आआए अ्च्ा 7काणा 
(004७ मा ?प॥62ाणा, उ03), 98] 
$ंधटट॥५ 4 मर काब ॥7/0/.0 4 _ 6 एागाशाएश ए7क्वाथा ० 
[॥॥ा70प/॥07॥, .0700॥ ?शाएपा), 958 
5प्राढ्ओ, 6 3 & 30569॥, ४ , (०-%कुशथबाए65 ा0 रिपव [06ए९०आआशा 
[!॥ 770॥9, (990) 
[द्वाम्ावा॥, & #& (०-कफकशाधराए6 0ाएशाइशाणाभा0 श्वा42शााशा, 
ताशए०३ 45500 965, (६०४०, ([979) 
#4/॥४4/7, $ 3, (0-0्शबक्ाणा गा गत कभात 8220090, 33586 शाइडा0णा 
[॥९७५, 7॥82206, (93]) 
77छक्का।, 7९. ४, 5 शाएपॉपाबं एधायववराए ॥॥0 (0-09श४॥ए९३, $परीधा 
(97१0 & 50॥5, 869 70९॥0॥, (972) 
एद्काबंता, ध 4 ७ <फचकावणबा॥, 274, 7शातारश गा पाताशा 
शाएप्रॉपा6 2485, गि865थ॥४ 0 एप्रपाठ, # 0 7 0, ]फ७ए 20॥, 
(]990) 
एकाबंगा 77,898 शश्ाइशड5 था वातिक्षा #शाएईएएट, 243४, शि656 कातं 
रवापाठ, )१९७ [20॥ ]990 
978८५, 7१ 0, #. (कि क्ाव॑ 7 8& (टाका८ शिाग्रणफा65५ ए ॥राक्मा(शा॥ए 
पा ४०ॉणी।शा (णाएगशाए 902 
7940, 7? # , २९०३ 005 ॥ ॥6 (0-094थरार6 [व 8शा0शा, (.0- 
0एशक्राणा. 4 परॉश्च-)5णएगरक्ष॥ ॥एए/0०१०॥, 5शाध)्ष 20066, 


(969) 


#श्राव् /7 /2,54#49, ॥(॥80 4एथ॥। (7ए2८९, ?प्राआ्ञाए 880, 
जिताआआ 0 पागिाक्ाणा, /(॥-2065॥ 

॥०॥, ै/ 0/ |. पालातड गा #शाा5इश' ८ ९ा।ए 0५ (000श4५८६, 
[7॥6 7४० २९ए [00॥, 972 

#4/॥05, # / , साठ ]386 ए शा था। 00-079श०ाए८ :00॥ण॥५, 
रि€श€ए ए पाशाा0ण7 (०-07शकाणा, ५०] - 65 ]३० 5, (972) 
॥#८६/॥/४ए क्व॑ 705 * ४०१७ क्राएशाए, शिा09|65 धा0 शि8०085, 


७०० #06गशथ्ात्रा कात (णाएश्ाए, 0]श प05 [,9॥00॥ 978 


700॥]9|5 / 7?6000९9॥8 / २९))०0॥$ 


0 शा०परॉप्रा४॥ं $0एश665 थात शणाणाणात। 30॥एण॥65 ?प0॥59॥60 0५ 
[77%९.0 992 /0था॥ा॥. 

थीि९607२ 0%शाटि7त 8506 शक्राटआआआ९, [064 20 (0064 
वाणी -/धआ, 496] 

3 (रीक्ा।25 65 चिक्षाएआआए रिक्षागाह 0 ॥0ाआावय 2006प2टॉ5 
ने 8 ए वाणी 50ग, ]97] 

3 (राक्चा685 ्रा65 शालाए शक्ञापार गि गाता श00005 
87, 369 - 00 , 906 

3. एाक्री65 #ा65 प्रीधु।आए ५५४ $फ्रडभा06 ॥ व0ाआाओं, धारशाए, 
ताडछ पर-४पर९ , 4970 

(क्षा०5 मे (6 ॥6 जा४०2५ ण श०१% ?0॥0५, 7837, /परप- 
४0७१९ , 970 

(0ा6५ रि_श॥०णा0. ]॥6 ०एञाणा$ का 'शक्षोएथ 5060 थक्यात गि000८ां 
२]पाए, एिछ॑ॉर $०७- ७० , 975 


४था।65 [. 8(४66 9९०९2 थाध्मा265 | [अशास्‍0फ70०), ता8२, 
(६0॥-/907 ]978 

(2? (जा 20790560 (॥भा6। एाह्राएपराणा तगि शिव 
(-णा5इप्रापश5, वातिक्षा उ0प्रा॥। 0 एगाधशउ6, ए०णा6 जा एथा [ 
वाणी ]978 

7? [#परल॑श 'चिक्राएशाए 0 2006 60ए6०)आशा उ0प्रग॥]| ० 
किए, उ>धा 4958 

[600606 7,९शा५४ *' (धाआाआ? ४४०७४, हम 37 70५ -0प९ , ।960 
[वातिक्षा 30प्रा॥ं [2 शाठाीप्रा6 £20णाा05, ४०पएा6८ |, )२० 3 
४पा५-5099 , 992 

70०णा। 20 79"62 ४/८९८५, ५०७०० <>7, [२० 9, 7७० 988 
56णाणा।ठ था। 276 ४९९८५, ४०पाा6 ऊ।)!।! ० 3, ६०, 
988& 
560ण०णा९6 0 2064 ४९८८५, ४०प्रा6 >> ०, )२० 30, 30५, 
]992 
5600णा।6 था। ?॥धा6य ४००८५, ४०0४6 &०।!, ]२० 48, !२०० 28, 
992 

5000ण॥0 2॥0 ?0॥॥6व/| ४/८८८५, ४०प6 <&४& ४], [२० 50, [/060 , 
99] 

760ण०0णा।6 राव 20700 |४6०८५७, ४५०ए॥6 &<<+ ९०, ४० 3, 567 39, 
99 ] 

700॥ण॥)7स्‍6 2॥0 ?20॥॥0व9 '४९०९९५, ४०पएा6 <&एा।, )।२० 6, ४४५, 
993 

2060ण7॥स्‍0 20 20006 ४४९९८, ४०पएा९ २ ०५, ।० 23, 7>प्ञा6, 


992 


50006 कात ?0॥0॥ ४०४०७, एणणाल >>: णा ।70 3७१, 7०७, 
998 

(70/शाधाला 079, िक्वाणा4] (णधधधशरइड0ण] ए 4 शाणपारट, (२९००ाां, 
रिक्ञा - < , त0प5, (97]) 

(0/शाधशाई 0 09, (0-09श2ाए6 ?]॥्गगधधए (!णागाा०6 ($६५६ 
(0०766), (२९००॥, (946) 

(0शशाधशहा 0043, र०छणा 0 (एशंधा 25060 ०0० (०-०99थधा५९ 
[0एश॥0०५ा॥|। गए 70॥9, (975) 

(0/शाआधशा। 0 [709, वाई िए९ ४६४ ?2]9), (95]-]956) 
(0एशआआधधएशा[ 0709, 86000 ५6 ४८३ ?]9), (956-]96]) 
(70एशआआधआधशदथथां ०ए 709, [770 ए8 ४९० ?]9॥,(96]-]966) 
(70५/शाशाशा ० 09, 700॥ 7५९ ४6४ ]90,(969-]974) 
(.0५शशआआश। ०ए 09, ग॥।। गिए6 ४6४ ?2]9॥,(975-]979) 
(70५शशााधशा। ० 09, $जव 7५6 १४6४३ 2), ((980-985) 
(70एशाध।शा। ए 03, $९एश॥ ५०6९ ४९४ ?9॥, ((985-990) 
(30शशाधशा। ० 709, शशाए पाए ४९० ?28॥, (992-]997). 
(70५शाएशा[ 0० ॥09, )ैशय।। [५९ ४६० 29), ([997-2002) 
(0एथआआधशा[ 0 [09, ("आई ० 09, (99] ),2079पए0णा 709 5. 
(0एशाधधवशा। ण 909, ०५६) ०णाग्राइड्सगण़ा णा 2शा०प्रॉपाट, 
([720५ (णाधधधधइ॥ाइडा0), रि००0०॥,( 928) 

(30एशआआधतशा। ०णए 093, (शा 8्ाताए शावणाज ("णआ॥गएआधध[66, 
२९८००॥, (93।) 

(00५शाआधीरा ए 09, 4शा0प्रीपि गिाक्षा08 5प0-0ण॥7766, ((7409॥ 
(07766), रि९००॥[, (945) 

00एशआआधशा ए ॥09, (0एण॥66 ० (०0-०एथ्ष्वांणा ॥ [09, 


(/४०82क॥ (2णरा(86), २०००६ (93), २९एा॥60 ॥ ]957 


(0५शाधशा। 009, ?7प6्वाणा 0शडा0॥, ]70/8 - ] 992, 
रिरा2ा2006 800 
(30शशाध्रशा ए 09, ?िपं॥सशाणा एाशहझाणा), 5॥4(९वव 309] 9 
$शा705पफा 0 क्‍6 (0-0०श2ा५6 0एश॥श५॥ ॥ [0॥9, (962) 
रि65७४९ 0द्या 0099, (एणा॥66 ० (०-०0४9॥४४ '५७/८९४॥02 
([)9॥99३ (:णधर।॥6९), (२९००॥, 966 
२९5७४ (शा ए 09, ीह09 ०0 ९5४७८ 8९ 0 09 95-5], 
रे 8 , (970) 
गातक्ा (०प्रात्ी 08059 8020006 २९5९४८०)॥, ४ $प्राए2५ ०07२65९व० 
जा 5400णा॥65, (४०0 ॥ए &शा०प्रॉप्रा8-2), (975) 
वातवाक्का #्रा॥कशड5 #आाआधवइश (0-कफशथकवारए6 त/20, भाप (२९००॥7६, 
980-]98] (0 99]-]992 
वातक्ा णि्वाााथ5 #शावइशथ (०0-कशथआरए6 ! 76०0, [77 (0-20॥6, 
]984 
[ातशा #शशश5 #शाधवइटा ५०-क्थक॥।ए6 [70606, 892-8५५ (0५ 
कभा॥0060 प्‌ 00 26-]0-987), (।988). 
पातशा एथशाशश5$ 7शाधशआइटशा (०-कशओआआरए6 [गञञा60, 77700 शा हशिषशा65, 
(]987) 
[राशााणाओ (०0-5कशश्ााए2 4६0९, | (.8. (णाएवआइडा0णा] ० ०0- 
9०)थ्याए€ शाशालए0॥०३5, २९००, .0700॥, (4956). [रशा]॥70ाव्थश (0- 
9एथाए6 4ाधा००, शर्ण 70 0. ६ वए8०, (णा॥रशा0एा0०त ए०प6, 
97] 
पातंक्षा 720प्रा्के ण 5024 $2006, ४०ए॥6 6, २० 3 ॥ए५४-७९७ , 993 
पाता उ0प्ररा॥ एण #शा०प्रॉपरा6ठ £2000ण॥05, ४०पएा४6 <.,0ा)!), २० 2 


/भूता- 7७९, ।993 


वातीक्षा >0प्रा॥ 0 40006 00065, ५०6 ज!,ए ]२० | 
था -ध्वा0), 99] 

वातक्ा >0प्रगा॥ ए #शा०प्रॉप्रा8 7007णा05, ४०४76 “,५, ।९० 4, 
()0४-28०, 990, 

वाताक्षा 30प्रागाब 0 /060प्रपाठ 20ण0णा05, ५४०पा० ज ५, )२० 4, 
(20४->)20, 989 

पिज्माणावं 8 0णि /0शाए््परॉपरयवां 20 रिपावव 00ए080797श07, १२९ए९ए ०0 
(0०-099शधारए6 0एशाशा ग 709, ५श075 [55प65 

पिक्माणा॥। 3िद्यार 0ि क्‍/शार्प्रॉपाव ात रियाव। [00ए20शाशा, २०एश९ए ० 
(-0-92श37ए५6 (४०एशाशा ॥ 09, एध्या70प5 55765 

पिद्दाणानं उद्याद णि 0शाए्रॉप्ञवं 20 रिपरव। 0०९७०७7०7॥, 99॥5009/| 
5ंशास्‍5 00772 [0 ॥6 (0-कथकााए6 १०एशआशा ॥ 09, (7९० 
502०0०65), शध्वात075 55प25 
/2्याधाप।। ९७०7३ एफ श्शाधार् (0फएणशाण 00 70., (35 3 ५06) 
30 ॥5 00वातएप एग (ि ॥6 १९ ]979-80 00 989-90 
शापवं २९००5 ए ए#?९0 (35 8 णी06) ॥00 ॥5 शाप्र॑ई)ेप्रा गा ]णा। 
979-80 00 99]-92 

जिओ रि९००॥५$ ए 00 0 श्थारश उ३220आफप्रा 707 [989-90 (0 
99 | -92 

पवाध्यधाएर 'शापतवा १] ]980 

एशाधरश शिया ग्राणानाणा 8005, ४(॥ (0शथ्ंतएए-. 

एशावरश शा ॥रणिाानाणा 800 77%(.0 

एलाधाधरश 50९06 ॥ 09, 77 ?।0॥02॥0॥, 992 

ग्हाधारथश 5ध्थांआठ5 +>8 शएणा<्राणा, 992 

एल्ञाशरक भात0 060 8 शा०ए्रॉप्रा॥ $89ी9/05 992 


॥04 [992 4 २७शिक्ा०6 /गपरे ?70्ञाणा शडतणा शीए॥ाए 0 
[&8 

(30/शाध।्ा 004, 'शा॥॥आ, 0 (एआशाओल4 0 7शा।॥रश5$, (००० 
० -/०णांत्रा2 एा0फ था #शाहारह णि $6एशाएआ ?क्ा 

(.€505 0 09 99] [!0श॥04/ २९००[$. 

5ध्राआ९०0वा [)99 ० ए/थभ 279069॥ 988 (0 ]992 

७९एशाा 7९6 ४6० 77 20५४ 0० 709 985-90 

आशा ५७6 ४6३ ?]|॥ 990-95, ४0०४पा6 (७7 ) एशथी 

श्शाधरर् (णा0] 008 985 0 8९५४ 955 #6 ?फ्ञाद्शाणा 
(२७9णा 0  साशीा 70ए20860 (णाग्रा।86 ण #शाारश (णाधइप्राक्ष श/065, 
56 शाएाएभाणा 

म्शाधरश 7)726७. 

स्तर ९८७५४, ।२८५७ स्‍208॥ 

ग्शाएारथ (॥८आआए १८५७५ 

[70पशा॥9 ॥॥6, 807099५ 

[ए#९0 #श्ापद।ं १९०० 

जियापओं ४४276 पिशाणाओं (0कफकशनाए8 706ए०680आशा। 
(-007शबााणा 

(-20॥5९$ 0 [0॥4 99] 

शि्श्ाारश 55705 

शरद $8क्ा॥रीदा4 

पृपर6 ला0प $एा००५ ण 039 70प्65 

४०॥४9 

[0॥90 ?8॥093, २९७ 22॥॥ 


।0९९९0॥॥72 06 9९0॥]8॥:5, .4॥005 300 24] 0-$ 


ग्शा॥$2 55०0०॥॥०7 ० [09, श्राप रि०श९०७ ० 7शा।।ध।आ॥इट 
09फ0०णा ॥00 (:05$प४7970), ]980-8] (0 99]-92 

शह[[58 8550040॥ ० [09, ?श[[॥॥52 380905, ([989-90 ॥॥0 
]99]-92), ।४९८ए [6!॥ 

एलशआाआधआधइश 55020 ० 09, 5शाशश ०णा 70एथ्ा05 58-२४६०९ 
गा >ह58/ 56000, ?700660॥72, (988 ) 

सहाा[।5इश #5500207ा णएीत0व9, $शाश।त्ष भा शिााशइ 0 #000 
96०प्र५, 2700060725, (987) 

८ शा0प्रॉप्रा8 ॥0 'िश्वांणा॥ 2007079, शि006680725, (988) 
एशा।।ा5इश /5500व॥0 ०ए ॥09, $शाशक्ष णा 7शा[॥$९८, 

एहाारश €्ाथाहतणा था। आए ०2605 तएरा28 9907.5 787 
7णाशा 7२९९० $शा।9।, ।987 

एलशाारशआ 20 7006 $6९एराए 7 5शाशक्ष, [260 , [992 
(>जागराए गिशारश गशि00लत्राणा भात 0शा0फएा0 भाप (75926 76] 
5शशध|क्षा 260 99] 

एलशाधरश थात0 छिज्ञाएपाता, 7 $शागाधक्षा 986. 

005 >िज्ञाधर॒$ड शिगाणाीणा॥ओं (४९०७9. 7४४ (उ0फ; [/50प्5शणा 
973 

एल्ाआधरल शिाणाणाणा, फैगलीा०प्रथाए भात रिशंशा एणा< 4४ 
(॥0प० 2507558705 |979 

[.089॥08 ए रिशाहारश एछाशाएणाणा ?/ै (00७ [)80प580॥5 980. 
# जए0ए णा एिशाारश >0ाक्षात णा 'शक्षो(थआ॥8 /४, पधाा005 रि०णॉ5 


974. 
/ डप्र0ए था गिशाहारश 5065 5९॥९०९१ (१0प्रापा65 72५७ [975 


वा0(0०ा०॥ था। 86065 0५९५ ०06 0७०४॥ ॥ [0/8 780 976 
वितक्षा एक्ाशश5 #क्ञा]ाइश (0-00श॥ए० [०0, ॥३एश्यीौल |,3 पाता 
थिशा0णात [.९९पर०5, 0एथाा5०० 0०५ ]7700 /#भधा।।३|५ 

पिक्मातक्ष, ६ ५ , (०-07शथथाए०४ ॥6 00ए९0०शआआशा, ५९०९, 3॥[|6[, 
५0, १४श, ॥0 6, 7&छाप्आ५, ]999] 

पिध्या0०ओआा, ४ ५, ],00॥ ४/३४॥९5 भा 00-09श92॥५९$, 2000९078५ 
रणिा]900॥ 8॥|॥6॥ ४०। 6, |२० , 97] 

पिभ्माणाबों (000शआाए8 एणा ०0 09, /7॥॥॥0029५ ० (९000शथ५८ 
॥॥0प08॥ २९७, ]४९५७-०७॥॥, (972) 

पिाणा॥ (0कफ्श्षभाए6 एांगा 0 09, (0क्ृ॒श्षआणा! ॥ [060था0ला[ 
[709, ।४(०७, )२९७ 00॥, (]972) 

शिब्वक्षा]णा॥, 4 , (ए्रा 668 क्ात॑ (णधधधाइआणा$ " (0000श20॥ 
रिध्ा]009 ?रिपगराए०णा5, ("ा0॥80००, (]984) 
शिव, ४,५१४ , सल्॒ाक00९ 0एीततववाशाधबी (१000श70॥, (१ण॥र॥्ञा०6० णि 
९०0-ऊफुथ॥आर९6 [धा।।ए, ।२९७४-००॥४, (97) 

शिव, (49), (07फ्रथन्ञाए& 00230५9, 009 70॥65, प९ए- 
[20॥, (।988) 

शि(48॥, >्ात॥), [09श05 $0॥ रशाशा। (0-0049/५८५, |९(१०९: 
उरी] ए०0 >छतए, (९० 6, #€शाप्रक्ष), 99] 
« >श्ा९5 
। 6 ६&2८णाणा॥6 65 
2... ]6 गाधाएओं ६5855. 
3. 6 प्ञाातए 

4. व6 65 ए 094 

5 व॥86 पम्ाातप्रश॑का 65 
6 


लावा (]29 


273 


